प्रकाशक : 
अ० वा० सहसवुद्धे, 

मंत्री, अखिल भारत सर्वे-सेवा-सघ, 
वर्घा 


पहला सस्करण : ५,००' 
नवस्वर, १९५६ 
मूल्य : वारह आना 


सुद्रक :  - 
पं० पृथ्वीनाय भागंव, 
भागव भूषण प्रेस, ' 
गायघाट, वाराणसी 


मनोगत 


सुख की कमवख्ती यह हे कि विना वेंदे उसे चैन नहीं। 
दस वर्ष पहले, जब विनोबाजी स्ोजनहिताय ज्ञानदेव 
के भजनों का यह चिंतन मराठी में लिखवाते थे, तो उसी समय 
इसका हिंदी रूपांवर हमारे हृदय में प्रतिध्वनित होता रहता 
था। रोज दोपहर दो बजे से चार बजे तक लिखवाने का क्रम 
था। किसी रोज दो भजन पूरे हो पाते, किसी रोज तीन, तो 
किसी रोज एक भी न हो पाता। क्‍योंकि छिखवाते-लिखवाते 
विनोवा भाव-समाधि में ऐसे छीन हो जाते कि उन्हें इस दुनिया 
का कुछ भान ही न रहता । कितनी ही देर तक सतत अश्रु- 
धाराएँ बहती रहतीं। क्‍या ज्ञानोबा और विनोवा के मिलन का वह 
प्रेमानंद था ? लेकिन ऐसे हत को भी वहाँ गुंजाइश कहाँ १ अद्वेत 
में न तो तू होता न मैं, न आवाहन न विसजन। वहाँ तो विशुद्ध 
स्वरूपानंद ही दोता है ।--( १४७ ) चैसा ही वह था। 
इस 'चिंतनिका” में उस अनुभव-सातत्य की झाँकी मात्र है। 
ऐसी महान ओर अदूम्युत तथा परमकल्याणकारी अजुभूति का 
सतत साक्षी रहने पर उसे परिवारवालों के साथ यथा पड़ोसी 
सुहृदजनों ओर परिचितों के बीच बाँदे बिना किसीका दम 
घुटने लग जाय, तो कोई अचरज नहीं | मेरा तो बराबर घुटता 
था। इसलिए मराठी में चिंतनिका प्रकाशित होने के करीब 
एक ब्ष बाद ही इसका यह हिंदी अनुवाद भी तैयार हो गया। 
अथोत्‌ उसे प्रकाशित करने की कल्पना उस समय नहीं थी। 
हिंदी-भाषियों के लिए किसी अधिकारी व्यक्ति के जरिये ही 
यह काये संपन्न होना चाहिए, ऐसी शुरू से मेरी घारणा रही। 
ऐसे विषयों का अनुवाद केवल शाव्दिक तो नहीं होता । 
मेरा मानना है कि वह शब्दों में उतरे, इसके पहले जीवन में उत- 
रना चाहिए। मदालूसा के उपदेशों का अनुवाद करके ज्ञानदेव 
ने एतद्संवंधी स्पष्ट मार्यद्शन भी कर रखा है ।--( ६) इस अनु- 
वाद के अकाशन में, इसलिए भी मेरा संकोच वढ़ता ही जाता था। 


न शिल+ का 

इस बीच जिन-जिनने इसे सुना, उन्होंने या तो इसकी 
पांडुलिपि से कितना ही भाग अपने लिए लिख ढछिया, या इसे 
शीघ्र प्रकाशित करने की इच्छा अ्रकट की । एक सुहद ने वो 
इसकी तीन पांडुलिपियों में से एक तो रख ही ली और मुद्रण 
के लिए बराबर आग्रह करते रहे । 

यह सारी प्रक्रिया बिनोबाजी की आँखों से ओझल नहीं 
थी। इस बीच एक रोज उनकी आज्ञा हुई कि इसे अब प्रकाशित 
कर दिया जाय। 

छेकिन मुझे अपनी त्रुटियों और समयोदाओं का पूरा भान था। 
इसलिए विनोवाजी की आज्ञा के बावजूद मेरा संकोच नहीं मिटा। 
और इसके पहले कि इसे जनता जनादन के चरणों में भेट 
किया जाय, मैंने उचित समझा कि किसी अधिकारी व्यक्ति की 
नजरों से एक बार यह सारा गुजर जाय। आचार धर्माधिकारीजी 
ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और बहुत आत्मीयतापूवंक वे इस 
अनुवाद को मेरे साथ दुहरा गये। जो महत्त्वपूर्ण दुरुस्तियाँ 
उन्होंने सुझायी हैं, उसके लिए में उन्तका हृदय से आभारो हैँ। 

इसमें जगह-जगह पंढरपुर के बिठोबा का जिक्र हे | विदठल 
याने विष्णु के अवतार । पुंडडीक की पितभक्ति से प्रसन्न होकर भग- 
बान विष्णु स्वयं पंडल्लीक को दर्शन देने आये | पुंडडीक माता-पिता 
की सेवा में लीन थे। अपनी साधना को खंडित करना उन्होंने 
डचित न समा । पास में एक ईट# पड़ी थी। भगवाई के आगे 
पुंडलीक ने उसे ही सरका दिया कि उसके सहारे भगवान्‌ थोड़ी 
देर विश्वाम कर सकें। तब से अनेक संकेतों से भरी वह विद्डल-मूर्ति 
कमर पर हाथ रखे, अपने भक्तों को श्रेरणा देती, वहीं खड़ी है । 

अनुवाद में एक स्थान पर ( ४8 ८९ ) देवता शब्द लीं 
प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि हिन्दी में बह पुल्लिंग ही है। संस्कृत ओर 
मराठी, दोनों में उसका रूप स्लीलिंग हे और अनुवाद की सरलता 


52080: अप कप नमक 
# मराठी में ईंट को वीट कहते हैं। 'विद्चछ! शब्द इसीसे बना है। 


>> पैत++ 


के लिए उसका वही रूप यहाँ रखा है। आशा है, हिन्दी जगत्‌ 
उसंदारतापूवक इतना स्वातंत्र्य सह लेगा । 

वास्तव में इस चिन्तनिका का पाथेय देकर विनोवाजी ने 
. सानव-जाति पर महान्‌ उपकार किया है, क्योंकि इस चिन्तनिका 
के निमित्त हमें एक ऐसी जीवन-दृष्टि मिलती है, जिससे हमारी 
सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं ।--( ३ ) 

इसमें एक ऐसे पंथराज का निदेश है, जिस पर चलनेवाले पथिक 
को व्यक्तिगत घनसंचय की संकुचितता छू नहीं पावेगी ।--( ३६) 

निरन्तर घूमनेवाले यात्रिकों के छिए इसमें एक महान 
संचल है। ऐसा संबछ, जिसके कारण उन्हें पाप से भयभीत 
न होना पड़ेगा। पाप ही उनसे डरता रहेगा । लेकिन उसके 
लिए नामास्त से भरी समता की कॉवर सतत साथ रखने की 
आवज्यकता है ।--( ४७ ) चिंतनिका की इन पंक्तियों मे अनुभवी 
शुरु से भाप्त ऐसी शिक्षा समायी हुई है कि वह शिष्य को सम्पूर्ण 
स्वावलंबी वना देती है । उसे असंदिग्ध ज्ञान अदान करती ह- 
फिर स्वतंत्र अतिभा से चहद जो छुछ कल्पना करेगा, उसे सिद्ध 
होना ही है । उसकी प्रतिभा से किसी प्रकार की चुटि नहीं रहेगी । 
इतनी ऊँचाई पर चढ़ाने की क्षमता उस गुरुकृपा में हे ।--( ५१ ) 

संक्षेप में इसमें सारा जीवन-शात्र ही समाया हुआ है |-- 
(४२) ओर सारा विपय सर्वोदय की अद्यतन परिभाषा में 
समझाया गया है ।--( ७४ ) 

ईशवर-दशेन के बारे में ज्ञानदेव ने आगाह किया है कि 
वाह्य जगत्‌ में विज्ञान के अकाश में उसकी खोज करने से 
वह मिलनेवाला नहीं है। 

परंतु ज्ञानदेव बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चचो करने के 
. पक्षपाती भरी नहीं हैं । 
' शांतमनसा, हृदयाधिष्ठित परमेश्वर को निहारने ओर ध्याते 
की अनुभवभरी सलाह वह देता है |--( १२६ ) 


० 


मेंने अनुभव किया हे कि भू-दान-पथ के थात्रिकों के लिए 
यह अ्रंथ अनुपम पाथेय है | विशेषतया जब कि हमें सत्याग्रह की 
सोम्यतर और सौम्यतम प्रक्रिया का प्रयोग करना है। 

वास्तव में सहानुभूति के बिना सत्याग्रह की कल्पना भी _ 
नहीं की जा सकती | ज्ञानदेव के शब्दों में सहानुभूति की प्रक्रिया 
विनोबा ने यों समझायी हे ; 

“सबके हृदय की आतेता, सबका दुख, मेरे हृदय में प्रति- 
बिंबित होता है । में अनुभव कर रहा हूँ कि यह सारा विदृव मेरा 
ही शरीर है । और वह भी ब्रह्ममय है । सबको प्रिय लगनेवाला 
श्रेस मैं ही हो बैठा हँ। अपना प्रीतिभंग न होने पावे, अपने मनोरथ 
सफल हों, इसके लिए उस-ठउस आणी को जो छटपटाहट होती 
है, वह सब मुझे ही होती हे ।*** 

मुझे छुद्र कोई मिलता ही नहीं । जो कोई मिलता है, आकाश- 
वत्‌ विशाछ और महान ही मिलता है, भले ही वह छुद्र माना 
> कक क्यों नहो। असंख्य आकाश एक-दूसरे से मिल रहे 

, ऐसा है मेरा अद्सुत दशेन ! 

अधिकार-बाणी से भूमि और संपत्ति का भाग विनोबाजी क्‍यों 
साँग सकते हैं और भूमिवान्‌ तथा संपत्तिवान्‌ विनोबा के चरणों 
में सहज भाव से अपना सर्वेस्व समर्पण क्यों और कैसे करते जा 
रहे हैं, इसका रहस्य सममभने के लिए उपयुक्त पंक्तियाँ पर्याप्त है। 

ज्ञानदेव का, और उसके निमित्त विनोबा का आशीवोद है 
कि इस चिंतनिका के आधार से किसी न किसी रोज देहरूपी 
परदे का आच्छादन दूर होगा। देह आत्मा की ज्योति भ्रकट 
करनेवाला एक दीपक ही बन जायगा। उस दीपक के अकाश 
में जहाँ निगाह पड़ेगी, सब ओर दीये ह्वी दीये नजर आयेंगे 
“--आत्मज्योति से प्रज्ज्जलित दीये |--( १०६ ) के 
गांधी जयंती / दामोदरदास मूँदड़ा 
२-१०-५६ न्‍ | 


(च्न्दनिक! में व्िन्तन का स्वरूप एक ही प्रक्तर का नहीं 


* .है। उसमे कही सविस्तर भाष्य है, कहीं संक्षिप्त सर है, कहीं 


सरल अनुवाद है, तो कहीं स्वर संचएर है। ज्विन्तनकती कहे 
जब जिस भर का स्फुरण हुआ, वह उसने विना किसके 
दे दिया है। एक प्रकार से यह स्वतंत्र 'हो रचना है। 
यर्यषि उसकी योजना बालकों की मदद के लिए ही हुई है 
तर्थाणि संभव है कि ब्हुतें को स्वतंत्र रूप से इसका अधिक 
उपयोग हो । ज्ञनंदेव के भजनों वा इसी प्रक्तार से चिन्तन 
होना चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं है। बल्कि जिस-जिसके 
लिए संगत हो, वह अपनी जीवन-शुद्धि का लक्ष्य रख 


स्वतंत्र रूप से चिन्तन करे, ऐसे इच्छा है। यह 'चिन्तनिका 
अतल दिश्सचन करनेवाली है | 


--मराठी प्रस्तावना से बट 
ष्ट््‌ 


अचुक्रम 


१, साथना १-३६ 
१, है पुत्रराय जागो | १, २. शुरू-मार्ग से साधना की जाय ५, 

३. चित्त-बिकास-योग ९, ४. छीछा-विनोद से संसार तर जायेँ १३, 

५, एक नाम इरि, छत नाम दूरी १८; ६. ज्ञानदेव को सज्जन-संगति 

में रुचि है २६, ७. गुरु संत-कुछों का राजा है ३२। 

२, भक्ति ३७--७८ 
८. सर्वसुखागार ३७, ९. तुझे सगुण कहें वा निर्गुण ४२, १०. 

भक्ति एकमेव साधन ५१, ११० रात-दिन चिंतित रहता हूँ ६०, 


१२- परमविरहासक्तिर्पा ६७, १३. सर्व सुकृत का फल मैं आत्त 
कर्लँगा ७३ । 
३, दर्शन ७९--१३८ 


१४. हरि-दर्शन ७९, १५. योगियों के लिए दुरुम ८७, १६- 
नीट्वर्ण साक्षात्कार ९६, १७. ब्रह्मांड आछोकित अनुपम तेज से १ १०५, 
१८. विश्वरूप-दर्शन-योग ११२९, १९. वोध होकर भी अबोध १२०, 
२०. तू तो मैं रे, मैं तो वू रे! १२९, २१. ज्ञानदेव का अन्तिम 
उद्गार १३६ | 


' ज्ञानदेव-चिन्तनिका 
4२१५ 
साधना 
१, है पुत्रराय जागो ! 


+- ९ «- 


नरदेह एक अनमोल रतन है। 

मानो वह ब्रह्म-बीज ही है। 

उसमें आत्मजश्ञान की शक्‍्यता है, जो सब प्रकार से निर्मय हे; 

और उसे सिद्ध करने में ही मनुष्य का चातुय है । 

ज्ञानदेव का कहना है कि वह आतज्ञान सदा के लिए मेरे हाथ में 
आ गया है। 

और, गुरुमुख से प्राप्त शब्दों में, मैंने उसे सेंजोकर रखा है । 


शानदेव-चिन्तनिका 
-३- 
ज्ञान-वीज-रूप नर-देह, आठों अंगों से उज्ज्वल मोती ही है; 
पूर्व पुण्य से ही प्राप्त हुआ करता है ! 
वह मोती हाथ से निकल जाने पर पछताने में अर्थ नहीं ! 
समय रहते ही, सचेत होकर, उसकी सहायता से, मुकाम पर पहुँचना 


चाहिए; 
प्रभु-दर्शन करना चाहिए। 


3. 2 


घाव सपने में, लेकिन पीड़ा सचमुच की | 

जागने पर दोनों ही मिथ्या साबित होती हैं । 

हूँ अपनी ही जगह, लेकिन आत्मोद्धार का प्रयत्त नहीं करता, 
और लोगों से पूछता फिरता हैँ, कि मेरी गति कोन 

ईश्वर की इच्छा से और गुरु-कपा से । 

जीवन-दृष्टि प्राप्त होने पर 

सारी पहेली ही हल हो जाती है । 

दो 


साधना 


बर-_-__> रण नकल 
जन्म पाकर मनुष्य, आप ही अपना बैर करता है । 
मै देह, पुत्रादिक मेरे, ऐसी कल्पना करके, 
झुक-मलिका न्याय से अपने-आपको बॉध छेता है । 
काम, क्रोध, मत्सर के पाश से अपने को जकड़ लेता है। 
और, आभासिक इंद्विय-खुख में फेंसकर, 
परिणाम में दुःख मोगता है । 
केवल शाब्दिक ज्ञान के द्वारा इससे छुटकारा संभव नहीं । 
दी्घ काल तक सतत साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए । 
तभी अंत में त्रह्म-द्न की प्राप्ति होकर छुटकारा हो सकता है। 
>> पु ++- 
इंद्रियों के चक्कर में पड़ने का अथ है, दीनता का स्वीकार | 
उनका ही कभी समाधान हुआ नहीं, 
तब वे तेरा समाधान क्या करेंगी ९ 
सपने का धन, 
मृग-जल का नीर, 
बादरू की छाया, 
और इंद्रियों का सहारा, 
सबकी कीमत समान ही | 
इसलिए इनका पीछा छोड़कर अपनी फिकर कर; 
तेरा जीवनाघार है अंतरात्मा श्री हरि | 
उम्तका चिंतन किये जा; 
उसमें सुख की राशियों छिपी हुई है। 


शानदेव-चिन्तनिका 
मन द्ध नल 


मदालसा अपने बालक को उपदेश दे रही है : 
बेटा ! जागो--- 
गुरु की शरण छो, देह-बुद्धि त्यागो; जन्म-मरण की यातना से वचो । 


अनेक योनि धारण करने और छोड़ने में 
शक्ति का निष्कारण क्षय होता है । 
भानो एक सुदी्घ यातना ही है । 
| ५ 
गर्भवास तो पराधीनता की पराकाष्ठा ही है । 
और पराधीनता के समान दूसरा दुख कौन-सा हो सकता है ? 


फिर इतना सब्र करके भी क्‍या कमाओगे ९ 

कुछ विषय-संपादन कर लोगे, है 

तो मधुमक्खियों का मधु छोग छूट ले जाते हैं, _ 
उसी प्रकार, ये इंद्रियाँ, उस सारे विषय को ढूट लेगी । 
और तू नग्न हो जायगा | 


इसलिए यह उपदेश झुन, 
उससे तुझे सुख मिलेगा । 


वास्तव में सुजान के लिए इस दुनिया में उपदेश ही भरा पड़ा है। 
लेकिन अजान भ्रम में पड़ जाता है । 

अतः उसे प्रकाश नहीं मिलता | 

इसलिए ज्ञानदेव ने मदाल्सा के उपदेश का अनुवाद किया है । 
जिसे अनुभवी गुरु का अनुम्रह प्राप्त हुआ, 

चह उसका मम सहज ही समझ लेगा | 

इसके श्रोता का अवश्य उद्धार होगा, 

क्योंकि स्वयं गायक का हो चुका है । 


चार 


साशना 


२, शुद्ध-मार्ग से साधना की जाय 


अलननन ष्छ अवननभन 


चोरों की संगत में रास्ता चलना, क्या आत्मघात ही नहीं है १ 
काम-क्रोध-लोमरूप त्रिकूट के साथ परमार्थ प्रवेश की कोमिश, 
निरा पागल्पन ही है। 

देह-गेह संबंधी जो संकुचित कल्पनाएँ हृदय में सेंजोकर रखी है, 
उन सबको त्यागकर, 

चित्त-घुद्धिपूर्वक, ज्ञान-साधन का आचरण किया जाय, तभी तारणहै। 
अन्यथा बीच सें ही घात होगा । 


न्न--- एूँ ऑन 


मनुष्य का मुख्य वेरी है--अथ-लोम: 

अथ्थ-लोभ के कारण मनुप्य मित्रों को भी खो बेठता है । 
भला, अथथ-लोम किसलिए ? 

यृहस्थी में कठिनाई न हो इसलिए । 

परन्तु परमेश्वर के भक्त ने सांसारिक कठिनाई कभी जानी ही नहीं।। 
वह तो दुनिया भर में मित्र जुगता द्वी जायगा | 


छः 


पाच 


ज्ञनदेव-चिन्तनिका 
>> 


नरदेह से प्राणीमात्र की प्रेमपूवंकर सेवा हो सकती है । 

उत्ते शलकर नि्जीव मूर्ति के दशनाथ तीर्थ-यात्रादि करता बैठता है। 
क्या उपयोग ? 5 

दशन चाहिए, तीर्थों' के तीथेरूप आत्माराम का, 

जो हृदय-मंद्रि में छिपकर बेठा है । 

उसके लिए एक ही उपाय है, हृदय-शुद्धि 

और निक्रटवर्ती जीवसष्टि की सेवा | 

उधर ध्यान न देगा, तो यही होगा 

कि ऐसा मानव-देंह पाकर भी मौका खो दिया । 


न्--> १० 


भक्ति के बिना, तीरथ, बरत, नियम आदि, 
उपाधियाँ ही सिद्ध हुआ चाहती हैं । 

भक्ति होगी तो भगवान्‌ हस्तामलकवत्‌ हैं । 
बिना भक्ति के, छख जतन कीजिये, 

हाथ नहीं लगेगा; 

जैसे जमीन पर फेशा हुआ पारा । 


ज्ञानदेव कहता है, 

कि यह भक्ति की बाट दिखाकर, 

निवृत्तिनाथ ने, मेरे लिए, 

अति दुर्गम निगुंण तत्त्व भी सुगम कर दिया है । 


छ्ह्‌ 


साधना 
आचरण विना और अनुभव विना, 
केवल श्रवण से आत्मज्ञान की माधुरी का पता केसे चले 
जन्म से अन्धा रतन की परख क्या करेगा 
पुराने ज्ञानियों की सिर्फ कथाएँ किस काम की ९ 


असल बात तो तब सघेगी 
जब हम खुद आलमज्ञान प्राप्त करके 


ईशवर-चरणों को पक्का पकड़ सके | 


बाहर अखंड प्रवृत्ति चल रही है, 

भीतर अखंड निवृत्ति है, 

और दोनों मिलाकर स्थिति एक है, 

ऐसा होता है ज्ञानी पुरुष का जीवन | 

उसका हमेशा ईश्वर के साथ ही एकांत होता है । 

द्वेत-अद्वेत की शाव्दिक चची के लिए वहाँ अवकाण ही नहीं है । 


यह सारा, प्रत्यक्ष अनुभव के सिवा केसे मालूम होगा ? 
साठ 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 
-- ९२ “५5 

कैसे पहचाना जाय कि वेदाध्ययन उत्तम हुआ है ! 
हुद्॒य में निरंतर नारायण का स्मरण रहने लगे तब ! 
जप, जाप्य, होम आदि वेद-रहस्य तो नहीं है। 
बल्कि अंतःकरण में हरिं जाग जाये 
तो इन सब॒की आवश्यकता ही वह हर लेता है । 
ब्रह्म में स्थिर रहकर, 
जीवन त्रह्ममय करने की करा को साध्य करने का वेद-रहस्व 
साधु-मुख से मालूम हुआ करता है। 
हृदयस्थ हर को जगाने के लिए ही तो वेदादिकों का जन्म है। 


-- १३ -- 

श्रद्धा विनु भक्ति नहीं, 

और भक्ति बिनु मुक्ति नहीं । 

बल-संपादन के बिना शक्ति कैसे प्राप्त हो ! 

भागदौड़ छोड़ शांत होकर रह, 

तब पता चलेगा कि देवता कैसा तुरन्त प्रसन्न होता है। 
तेरी यह सब मागढौड़ चल रही है साधना के नाम पर 
छेकिन है वह प्रपंच की ही, 

क्योकि उसमें भक्ति की आद्रेता नहीं है; 

इसलिए तू श्रद्धापूर्वक हरि से छी लगा । 

जिससे गृहस्थी का बाँध ट्ूटेगा, 

और साधना की वेचेनी भी झमेगी ! 


आठ 


साधना 
३, चित्त-विकास-योग 


-- १४ -- 

शांति, क्षमा और दया की उत्तम परिपक्वता संपादन कर; 

और आगे जब उनकी भाप शांत हो जाय, 

तो चैन से विश्वात्मैक्य का आनंद भोगता रह। 

बाघा कुछ भी नहीं । 

क्योंकि यह सब सहज ही चिदानंद रूप है । 

मोह-माया में फेंसकर गफलत से इन्द्रियों के अधीन मत हो । 

बस इतना काफी है । 

कह्पना की कजछी निकाल दे 

ओर ढीये से दीया जलकर सारी दुनिया को उज्ज्वल कर | 
-- ९५ -- 

ज्ञानदेव को एक बार एक जंगम गुरु मिला था | 

उसने अपने शास्त्र का सार थोड़ में बतला दिया : 

मन एकाग्र कर, बन मत खोज, 

कारण परमेश्वर पास ही है । 

अभिमान छोड़ दे. 

या फिर सबके लिए समान अमिमान रख | 

इतने से तेरी सारी छटपटाहट घांत होगी। 

प्रकृति को पार करेगा, 

और अमृत-जीवन पायेगा । 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


नटखट मन यूँ ही आवारा मटकता रहता है। 

बड़ों-बड़ों के भी काबू में नहीं आता । 

इसलिए अंत में गुरु की ही शरण छेनी पड़ती है । 

मन अगर किसी तरह हसि-चरणों में स्थिर हो जाय 

और वहाँ की अमिट मिठास चख ले, 

तो सारा काम ही वन जायगा। 

क्योंकि फिर, मैं-त! पन ही शेष नहीं रहेगा । 

परंतु सहसा यह संधता नहीं । 

उसके लिए ज्ञानदेव ने एक निराली ही युक्ति सुझायी है । 
ज्ञानदेव कहता है : 

मन को सृष्टि में भटकने द, 

और खुद साक्षी रूप से, मन से अछुग होकर हरि-शरण रहें । 
भीतर हरि की गाँठ अगर पक्क्की हो 

तो मन को बाहर भटकने देने से 

मन की शक्षित को जगत-सेवा के लिए 

और तदुपयोगी शञान-संपादन के लिए 

सहज ही जोता जा सकता है । 

द्स 


साधना 
न £९७। नन्‍नन्‍न 


मन की भावनाओं की रुचि में ही मनुप्य रमता है | 
लेकिन उन भावनाओं सहित मन जब परिपक्व होता है 
तब जो कुछ शेष बच जाता है 

उसका मजा कुछ और ही है । 


यह ध्यान में तो आता हे, 

लेकिन न तो उतना धीरज धरा जाता है 

और न वेसी साधना बन आती है 

इसलिए अनुभवी संतों की सेवा करके उनसे पूछना चाहिए | 


ज्ञानदेव, जिसे निवृत्तिनाथ की पा प्राप्त है, 
स्वानुभव से यह कह रहा है । 
>न्‍न्‍न्‍_न्‍ १८ बन 


नाम-संकीदेन करते-करते ज्ञानदेव जब निष्प्यातूक रुमाधि ल्गाव र व्टा 
तब, उसने हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए वरदान मोगा : 


वृत्तियों सहित मेरा अहंकार लुप्त हो | 

मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति में निवृत्ति की छाप पड़ने दे | 

मेरा मन तेरे चरणों में रहने दे । 

मेरे देहेद्रियादि सब तू ही वन जा 

मेरी कीति मत बचने दे । 

दया-क्षमा-गातिरूप सिद्धि भी मुझ उपाध्रिप प्रतीत होने लगी 
इसलिए मुझे केवल तेरे नाम की समाधि प्राप्त हो । 


श्प प्र 


ग्यारह 


शानदेव-चिन्तनिका 


ईश्वर को खोजते-खोजते आगे-आगे जाये | 
तो आखिर ध्यान में आता है कि वह हृदय में ही है । 


इसलिए अब्र तू बाहरी खोज में मत पड़ | 

चित्त का विकास कर, 

और उसीके भीतर खोज । 

चित्त-चतुष्टयरूप चार भुजाओं से सुशोमित वह प्रभु 

तुझे हृदय-मंद्रि में विराजमान दिखाई देंगे। 

विज्ञान का अहंकार त्यागकर उसके चरणों में लीन हो जा 

चिंतन के तट पर पहुँचकर निरखा गया बह प्रभु ही, 

फिर सहज, शांतिपू्वंक, अनायास दिखाई देता रहेगा । 

ज्ञानदेव के हृदय में विल्कुछ निकट से निकट वही रूप जम जाने 
के कारण, 

टुःखरूप माना गया प्रपंच उसे सुखरूप हो गया है-। 


न-+ २० “+- 
हम नित्य संन्यासी हैं । 
समाज में रहते हुए भी एकांत में रहते हैं । 
छोड़ने की चीजें मीतर ही थीं; वे सब छोड़ दीं | 
चित्त की संगत छोडी, 
अज्ञान का सम्पर्क छोड़ा, 
सोहंता का भी अभिमान छोडा | 
अब बाहर-भीतर केवल इश्वर ही शेष रहा । 
इसलिए छोड़ने की कल्पना भी छूट गयी । है 
बारह 


साधना 


४, लीला-विनोद से संसार वर ज्ञायें 


आज 0 


प्रीति और श्रद्धा से, ईैशवर का नाम लेकर, 
शुभ कार्य का आरंभ करने से, वह कमे फल्ता ही है । 
कारण ईब्वर के नाम से बुद्धि नि.शंक होती है । 

और कम में हार्दिकता दाखिल होती है । 

नि.अंक वुद्धि से और हार्दिकता से किया गया कर्म 
कैसे सिद्ध नहीं होगा १ 


++ २२ -+- 


इंडवर का नाम अवश्य पतित को पावन करनेवाल्य, 
ओर पुण्यवान्‌ को मांगल्य देनेवाल् है । 

मंगल निधि ही है वह । 

सच्ची भावना से समुदाय के साथ, 

कार्योरंम में और सदा सबंदा 

रठते ही रहना चाहिए | 


-- २३ -- 


राम और कृष्ण भगवान्‌ के ये दोनों नाम अति सुन्दर हैं । 
एक सत्यमूर्ति, एक प्रेममूर्ति । 

दोनों मिलाकर एक ही । 

छृढय-मंदिर में उसकी स्थापना कर, 

ताकि बंधन सारे टूट सके, 

और तेरी ही गक्ति से तेरा छुटकाग हो । 

ध्यान करते समय, ज्ञानदेव वाणी से ये नाम जपता है। 

और हृदय में उमयरूप-मंडित श्री मूर्ति का चिंतन करता है । 


तेरह 


शानदेव-चिन्तनिका 
है मा ी १४ है ७ आये काम 


आदमी जब एक वार कर्म-विपाक-प्रक्रिया में फेस जाता है, 

तो पूरी तरह छुटकारा कभी हो ही नहीं पाता । 

इश्वर-भक्ति कर्म-विपाक से छुड़ाती है । 

यही उसकी विशेषता है । 

अखंड काम करते हुए कर्म-विषाक से अलिप्त रहना ही मुख्य 
जीवन-कछा है । 

और ईश्वर के नाम से वही सघती है । 

इसलिए, बाहर से कमे-योग का आचरण हो, 

भीतर निरंतर चितन हो, 

और राम-नाम की पक्की शरण रहे | 


जो सबका है, और सबके भीतर है, 

उसका आकलन होना चाहिए | 

अर्थात्‌ , व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का नाम, छोपना चाहिए | 
इसलिए 

वाणी को राम-नाम का छंद लगा रहने दे | 

उसकी शरण में जा, 

तो तेरे व्यक्तित्व का छोप होकर तू अमर हो जायगा | 

निवृत्ति की कृपा से ज्ञानदेव हरि-नाम पा चुका । 

वह हरि-नाम से चिपट गया। 

और अपना व्यक्तित्व मूलकर संत-समाज के साथ समरस हो गया | 
चोदह 


उाधघना 


-- २७ --- 


जो प्रतिदिन क्षणमर भी भगवान्‌ के द्वार पर खड़ा रहता हे, 
वह मोक्षाभिमुख हो गया । 

वाणी भगवान्‌ का द्वार बन सकती हे । 

मनुष्य को प्रपंच में मले ही रहना पड़े, 

फिर भी, वाणी में वह म्रपंच न भरे । 

वाणी की योजना हरि-नाम की ओर ही करें | 

व्यासादिक गवाह हैं--- 

कि सगवान्‌ , नाम-स्मरण करनेवाले के वीमृत हो जते हैं । 


तत्वज्ञन की चचो करके- 
अनेकों ने अनेक तत्त्व खोज निकाले है | 
लेकिन, नाम, सर्वश्रेष्ठ और सवेयुलूम तत्त्त हे । 
इसलिए अन्य मार्ग छोड़कर, अंत-करणपूर्वक, 
वाणी से नाम-जपन चलता रहे । 
शानदेव तो निरंतर अन्तःकरण में मौनपूचक हरि-माम जपता 

रता है । 

पन्द्रह 


शानदेब-चिन्तनिका 


-- २७ -- 
खंख्य-माग द्वारा पचीस तत्त्वों का वि्ेषण करें । 
ढेकिन इतना करने पर भी अंत में, 
तत्त्व-सार-रूप हरि को प्राप्त किया, 
तब ही कहा जायगा कि विश्लेषण की वह कला सभी | 
नाम-स्मरण में ऐसी कोई झंझट है ही नहीं | 
क्योंकि वहाँ आरंभ से ही भगवान्‌ से संबंध है । 
योगमार्ग से प्राण ऊध्वंगामी करके, 
अनाहतस्वरूप अजपा का जप करें । 


लेकिन वह भी मन के निश्चय के बिना नहीं सधेगा | 
नाम-स्मरण में तो मन का निश्चय 


पहले से ही है । 
इसलिए, नाम-स्मरण ही पंथ-राज है, 
उसके बिना जीवन व्यथ है। 


-- २८ -- 
सर्व-सार-रूप हरि-नाम जीम पर नाचता रहे, इसके जैसा भाग्य नहीं। 
उसे समय या मुहतें का भी कोई बंधन नहीं । 
दोषापहारी हरि-नाम, 
गायक, और श्रोता--दोनों का उद्धार करनेवाल् है | 
ज्ञानदेव को नामपाठ सांगोपांग सधा है । 
अतः उसके पूर्वजों के लिए, ऋषि-मुनियों के लिए भी, 
मोक्ष-माग आसान हुआ है। 
अन्यथा कैसी-कैसी कठिन साधना उन्हें करनी पड़ती थी । 


सोलह 


साथना 
++ शेह ++ 


हरि-ताम-स्मरण में ज्ञान और अज्ञान का विशेष सृल्म नहीं है | 

मुख्य वस्तु हे भाव | 

भावपूर्वक हरि-नाम का उच्चारण करते जाने से, 

अनजाने हृदय की शुद्धि होती ही जाती है | 

नाम-स्मरण के इस जादू का आकलन 

वेद भी पूरी तरह नहीं कर पाये हैं । 

फिर सामान्य जीव उसे केसे समझ सकेगा ? 

नाम-स्मरण से यह जगत्‌ ही, वेकुंठ-स्वरूप मोक्षघाम हो जाता है। 

३० +-+ 

कि यम-नियमपृवक चित्त का 
निगेध करे । 

उसके लिए एक शास्त्रीय उपाय भी वतढाया गया है--- 

अभ्यास-चेराग्य-युक्त अष्टग-योग का | 

लेकिन योगशास्त्र का ही कहना हू कि योग द्वारा सबनेवाल 

यह काम 


€ 


साधक के लिए यह अनिवाय 


ईदवर-प्रणिधान से सुगमता से सघता है । 

इसलिए ज्ञानदेव कहता है : 

हरि-ताम गाओ, सुनो, उसमें तन्‍्मय हो जाओ, 

ओऔर सहज, छील्या, संसार पार कर जाओ । 

शास्त्रीय उपाय कठिन हैं : 

तो इस घुरूम उपाय को तो कम-से-कम अवश्य आजमाओं | 


है 
७ 


शानदेव-चिन्तनिका 


७५, एक नाम हरि, हेत नाम दूरी 
; ना ३१ +- 
शरीर जायगा, 
संपत्ति जायगी 
सृष्टि जायगी 
आखिर काल भी जायगा, 
परंतु ईश्वर का नाम नहीं जायगा । 
क्योंकि प्रभु, जो सबका मूलाधार है 
अपने अधिष्ठान पर सनातन खड़ा ही है 
तथा वह और उसका नाम एक ही है | 
श:/० अब 
टरेंश्वर का नाम साधना के लिए बीज-रूप होने के कारण 
प्रारंभ से अंत तक, सभी भूमिकाओं के लिए, हर भूमिका के अनुरूप 
उपयोगी है । 
इसलिए शंकर जैसे ज्ञानी 
भ्रुव, प्र्माद जेसे मक्त 
और सामान्य अज्नान जीव, 
नाम का आश्रय लिया करते हैं, 
और वह नाम, उनकी अपनी-अपनी वासना के अनुसार, 
उन्हें भुक्ति-मुक्ति, शांति आदि जो चाहिए, देता रहता है | 
लेकिन, ऐसे स्व-सार-रूप हरि-नाम की ओर दुलेक्ष्य करके, 
हम अपना इहलोक व्यथ गँवा रहे हैं । 
इसलिए ज्ञानदेव कहता है : 
भगवान्‌ ही अब हमारी रक्षा करें। 
अठारह 


जिन्होंने अपना जीवन ही हरि-ताम पर रचा है, 
नाम जिनके लिए नित्य नियम वन गया है, 
ऐसे छोग बहुत कम; 

इसके विपरीत, विकारों से परिपृण, 
नाम-विहीन, मृतप्राय छोग ही अधिकतर हैं | 
ज्ञानदेव ने एक वार निवृत्तिनाथ से पूछा : 
आकाश सबसे व्यापक है; 

आकाश से क्या व्यापक है ? 

आकाञ से नाम व्यापक है !! 

निवृत्तिनाथ ने जवाब दिया | 


ऊँच-नीच भाव का छोप और घट-घट में राम-ठ्न, 
यही तो सारी साधना और धर्माचरण का फलित है ! 
तू निःअंक होकर इसे ही पकड़, 
और नाम की लो लगा । 
जाति, कुछ, गोत आदि सारे भेद-भावों को भूलकर 
तीमता से भक्ति-प्रेम का आश्रय ले, 
जिससे यहीं, इसी जगह, बकुंठ निमोण हो सके। 
उन्नीस 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


नाम-विमुखता ही असली पाप है। 

इसको धो डालने के लिए कोई भी तीरथ काम आनेवाल् नहीं है । 
किन्तु अगर नाम-स्मरण रहा, 

तो बड़े-से-बड़े पाप में से भी उद्धार हो सकता है । 
वाल्मीकि आदि के उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ है। 

इसलिए ज्ञानदेव का कहना है : 

कि आस्थापूर्वक नाम छेते रहो | 

इससे तुम्हारा पाप तो नष्ट होगा ही, 

अपने पीछे तुम एक विशुद्ध परंपरा का निर्माण कर जाओगे | 
'ुख में नारायण का नाम और कर में भूतदया का कार्मा 
थोड़े में भक्ति-माग का लक्षण यों किया जा सकता है । 
नारायण --बस इस एक शब्द में 

भक्तों का ज्ञान, ध्यान, जप, सब कुछ आ जाता है । 
नारायण नर-समुदाय का देवता है । 

इसलिए, 'नारायण' नाम भूतदया और समाज-सेवा का उद्घोष है । 
संकुचित भावना के कारण, 

संसार में व्यक्तिगत धनादि संचय करने की दृत्ति होती है । 
परंतु नारायण-नाम अथीत्‌ भूतदया ही, 

संसार की नगरी में उपथोगी सर्वोत्तम घन है | 

यह है निवृत्तिनाथ का कथन, 

और यही एक छगी है ज्ञानदेव को लगन । 

बीस 


साधना 
अल ली ३७9 वन 


वेदों के अनेक मार्ग वतलाये है । 

शासत्रों में अनेक दुर्गंम चचोएँ की गयी हैं | 
पुराणों में अनेक कथाएँ भरी पड़ी है । 

उन सबका नवनीत है मात्र इश्वर-दुशन | 
एक ही परमेश्वर आत्मरूप से सजा है | 
जीव भी वही है, ओर शितर भी वही है । 
वही सर्वत्र लवालब हैं । 

बस इतना याद रख । 

ओर बाकी भले ही सारा मूछ जा । 


5 वध +० 


“हरि” कहते ही सारे पापों का क्षण में हरण होता हे । 
“हरिनाम” मंत्र के आगे, भूतवाघा ठहर नहीं सकती । 
कारण, इस भौतिक चष्टि को ही आतिक स्वरूप दनेवाला हे वह मंत्र । 
उसका सामथ्ये अगाघ है । 
उसकी गहराई न नाप सकने के कारण, उपनिषदों को भी, 
“ज्ेति नेति” कहकर मौन स्वीकारना पड़ा है । 

इक्फीस 


शानदेव-चिन्तनिका 

“हरि” सर्व-व्यापक और सब शरीरों में विराजमान है । 

लेकिन, यह मनुष्य के ध्यान में नहीं आता ) 

और वह अकेले अपने ही शरीर में उलझा रहता है। 

फिर परमाथे कड़वा रूगता है और स्वार्थ मीठा ढगता है। 

इस तरह परस्परविरोधी स्वार्थो में झगड़ा शुरू होता है । 

संसार कठिन हो जाता है । 

जिह्ारूप धनुष में हरिनाम का तीर छूगाकर तन्मयता से निशाना 

साधिये, 

कि व्यापक तत्त्व हस्तगत हुआ । 

अर्थात्‌ इसके लिए जरूरत है साहसी और सुसज्ज प्रतिभा की । 

वह रही तो व्यापक बुद्धि का लाभ होता है । 

और, प्रेमरूप वैकुंठ बिलकुक समीप याने हृदय में ही दिखाई 
देने लगता है। 

इस प्रकार सारे झगड़ों और पापों का छेदन हरिनाम से हुआ करता है । 

ज्ञानियों को इसका ज्ञान है, 

ओर ज्ञानदेव को ध्यान है । 

बाईस 


साधना 


“ छठ +-+ 


परम-शाति पाये हुए निवृत्ति-गुरु ने जानदेव को हरिनाम का मंत्र दिया, 
और कहा कि ईश्वर-प्राप्ति के सारे मार्गों में 

नाम-ह्मरण का मार्ग अत्यंत सरल और अचूक है । 
स्थिर-बुद्धि-रूप समाधि, 

कम-योग की साधना, 

दया, जांति आदि देवी-संपत्‌ के गुण, 

भृतमात्र में समत्-रूप भक्ति, 

यम-दमादि योग, 

और अंत में, अज्ञान का निरसन करनेवाद्य ज्ञान-विनञान 
साराण, सारे साधन और सिद्धियों का समावेश 

हरिनाम में हो जाता है । 

हरिनाम ही नवजीवन देनेवाली मधुर संजीवनी है । 


शानदेव-चिन्त निका 


हुक हरि का नाम लिया, 

तो फिर लेने के लिए दूसरा नाम शेष रहता ही नहीं। 
हरिनाम में अद्वेत की यह जो खूबी है, 

उसे कोई विरला ही जानता है। 

समबुद्धि से हरिनाम लिया जाय, 

और सवत्र हरि समान रूपेण भरा हुआ देखा जाय | 
फिर वह हरि-- 

यम-दों का मानो वेरी ही बन जाता है। 

क्योंकि फिर यम कहता है, किसका यमन करूँ 

और दम कहता है किसका दमन करूँ। 

ऐसी स्थिति हो जाती है। 

सूर्य सहख किरणों से त्रिसुवन व्यापता है, 

उप्ती तरह आत्माराम सब शरीरों में व्याप्त है । 

ज्ञानदेव को हरि-पाठ के नियम ने यह दशन करा दिया | 


नतीजा यह हुआ कि उसके सारे भावी जीवन कट गये । 
चौचीस 


साधना 


लक 2 मी 
भतर तुम्हें सारा जीवन-शाख्र संक्षेप में बतद्ाता हैँ : 

पहली बात यह कि एक क्षण के लिए भी खाली मत रह | 
गृह-प्रपंच को फिजूल महत्त्व मत दे । 

नाम-त्मरण का संकल्प पक्का रख | 

अहंता और ममता छोड़, 

इन्द्रियों का छाड़ मत कर, 

तीरथ-बरत आदि साधन-मार्गो के बारे में आस्था रख; 
दया, क्षमा भर जांति को मत भूल । 

आये अतिथि को हरि ही जान | 


निवृ त्तिनाथ की यही सिखावन हे । 
ओर ज्ञानदेव के लिए वह प्रमाण है । 
सर्वशाल्रों का रहस्य और सर्वमुखों का सार उसमें संचित हे । 
हरि-पाठ के ये सब्र सहचारी भाव होने के कारण बहू समाधि- 
संनीवन दी बन गया है । 
पद्दीस 


श्ानदेव-चिन्तनिका 


६, ज्ञानदेव को सज्जन-संगति में रूचि है 

संतों के मिलन से ज्ञानदेव को सुख, प्रेम, आनंद, हर्ष 

सब इतना होता है कि उसमें उसका अहंकार ही खत्म हो जाता है 

उनका आलिंगन करते वक्त उसे अपने दो स्थूल बाहु अपूरे 
पड़ते हैं । 

और, मदद के लिए, हृदय में से मानो दो सूक्ष्म बाहु और निर्माण 
होते हैं । 

अथोत्‌ संतों के मिल्प से जीव के जीवत्व का लोप होता है । 

मानो उसे चतुभुज ईश्वर की पदवी प्राप्त होती है । 

महानता इससे अधिक क्या हो सकती है ९ 

लेकिन इसमें कोई आहचये नहीं 

क्योंकि आपके कृपा-कटाक्ष से जीवों को निज-पद की प्राप्ति होगी । 

ऐसा वरदान ही दे रखा है, भगवान्‌ ने संतों को । 

संतों की भेट महान पूर्व-पुण्य से प्राप्त होती है । 

उनसे मिलने का आनन्द सामान्य नहीं 

क्योंकि भव-दुःख ही उससे रफा हो जाता है । 

सारे नाते संतों में एक हो जाते है । 

वे सही मानों में तीथरूप है। 

कारण सगुण परमेश्वर उनमें प्रकट है । 

ज्ञानदेव के पास उपमाएँ अपूरी पड़ती हैं-- 

कि वह संत-मिलन के सुख का वर्णन कर सके | 

छब्बीस 


साधना 
दि ८४०4 ्ड्ल्ड 

भगवद-भक्त सच्चे योद्धा हैं । 
उनके सामने दोष-समूह नंगे वदन ही माग निकलते है । 
अर्थात्‌ दोषों का यथार्थ स्वरूप भक्तों के सामने प्रकट होता 

रहता है । 
उनके हृढय में इेश्वर का सतत चितन रहता हे । 
इसलिए शांति और क्षमा हमेशा उनका साथ देती रहती हैं । 
हरि-नाम उनका हथियार, 
ईदवर के अंकित होकर उसके वेमव को बढ़ाना ही उनका श्रंगार । 
और, वराग्य उनका वर | 
इसलिए पड्रिपुओं का उनके सामने टिकाव ही नहीं । 
ऐसे ये निश्चयी वीर इडवर को जीत लेते है, जिसमें आइचये क्‍या ! 
शक्कर के मिठास की परख उसके रसिक ही कर सकते है । 
उसी तरह साधुल्ल की कसौटी संतों के बिना कौन कर सकता है ? 
कसौटी पर उतरे हुए सत्‌ पुरुषों की संगत से ही 
भगवान की प्राप्ति होती है । 
भन्य घटिया लोगों की संगत में संसार-बंधन चढेगा | 
सत्युरुष, सूय-तििंव के समान स्वयं-प्रकाशी और उज्ज्वल, सबझे- 

प्रकाअ-दाता, 

लेकिन सबसे ऊँचे और अछझुग, निमेल और निर्लिस होते हैं । 
निवृत्तिनाथ की संगति में, 
ज्ञानदेव को यह अनुभव हुआ है । 

सत्ताईस 


शानदेव-चिन्तनि का 


हम तो निरंतर घूमनेवाले यात्री हैं | 

पापों का हमें मय नहीं, बल्कि वे ही हमसे डरते है-- 
समता की कॉवर लेकर हम चत्ते हैं, 

वह काँवर, जो नामाझृत से ओत-मोत है। 

हमें अवांतर तपस्या की जरूरत नहीं । 

हम कम करें वा न करें 

कौन कमें करें कौन न करें 

ये सवार हमने मगवान्‌ पर सौंप रखे हैं ! 

इसलिए हमारे दुःखों की समाप्ति हुई है । 


-- ४८ --- 


संत-समागम की अपेक्षा किये बिना 

स्वतंत्र रूप से योगादि साधन करने जायें 

तो कुछ-न-कुछ बाँका ही होता है । 

जाहिर ही है कि भाव बिना भगवान्‌ , 

गुरु बिना साक्षात्कार, 

तप के बिना देवता की कृपा, 

और प्रेम के बिना कल्याण की बात, कहाँ से मिले ९ 
इसलिए ज्ञानढेव ने तो पवकी गोंठ बाँध ली है, 

कि “बिना सत्‌-संग के तरणोपाय ही नहीं ।” 
अद्टाईस 


साधना 


“- ४९, -+- 


लोग पूछते है : 
भक्तों की संगति में कार्यक्रम क्या ? 
स्थूल कार्यक्रम के लिए भक्तों के पास जाना नहीं होता है । 
वहाँ का कार्यक्रम मुख्यतया मानसिक होता है । 
उनकी स्थूल दीखनेवाली क्रिया भी 
मानसिक अर्थ से भरी होती है । 
वे नाम-स्मरण करते हुए दिखाई दंगे, 
लेकिन नाम उनके लिए केवल शब्द नहीं है, 
वह उनके जी का भाव है, 
उनके लिए वह एक तत्त्व है | 
क्िंचहुना, 
वह उनका एक-ही-एक तत्त्व हे | 
उसी घुन में उनकी सारी साधना चलती रहती है । 


योगियों को जीवन की कला सधी होती हे । 
स्थूल कार्यक्रम भी उनका निश्चित-सा रहता है । 
भक्तों के पास नामामृत का माधुर्य रहता हे, 
उसमें से सारा कार्यक्रम अपने-आप सूझता है। 


शानदेव-चिन्तनिका 
दोनों वास्तव में एक ही है । 
कारण दोनों को द्वेंत मालूम ही नहीं 
प्रह्माद में नामस्मरण का उत्कर्ष दीखता है, 
तो उद्धव को योगेश्वर कृष्ण शुरु मिले हैं | 
उनकी कृपा से वह योगी बना। 
दोनों एक ही मुकाम पर पहुँचे । 
दोनों में फरक बताना हो तो इतना ही कह सकते हैं, 
कि योग का मार्ग कठिन है, माम-त्मरण का सुगम है । 
लेकिन मार्ग स्वयं सुलम हुआ तो भी 
उसकी सच्ची गनवाल् मनुष्य दुल्भ ही है । 


तीस 


साधना 


मिल शल 4 &- «| «« 


जिसे साधु-मुख से बोध मिला, 
वह भिन्न रूप से बचता ही नहीं | 
विश्व से एकरूपता का अनुभव करता है | 
आगे अनुभव की हृद तक भी द्वेत वाकी नहीं रहता 
उसका वह अनुभव भी पच जाता है 
अभि कपूर को जला देता हे, ओर फिर खुद भी नहीं रहता 
साधु का सेवक, मोक्ष की पदवी प्राप्त करता है 
ओर फिर उस पदवी को भी छोड़कर 
हरिमिक्त होकर रहने का भाग्य प्रकट करता घूमता है । 
ज्ञानदेव को ऐसे सज्जनों की सोहवत का छालूच लगा है । 
इसलिए, उसे समाज में, सृष्टि में और अपने हृदय में 
हरि-ही-हरि दीखता है । 

इकतीस 


ज्ञानदेव-विन्तनिका 


७, गुरु, संत-कुलों का राजा है 


निसे अनुभवी गुरु द्वारा शिक्षण मिला, 

बह पूण स्वावलंबी बना । 

कारण, उसके ज्ञान में, किसी तरह की शंका या अधकचरापन 
शेष नहीं रहता । 

स्तंत्र प्रज्ञा से वह जो-जो कल्पना करेगा 

बह जगत्‌ में सिद्ध होनी ही चाहिए । 

उसकी प्रतिमा में किसी भी तरह की कमी नहीं 

आानदेव का कहना है कि गुरु-कपा से मनुष्य इतना ऊँचा उठता है। 

ईश्वर के लिए क्‍या नहीं होगा ९ 

उसकी इच्छा से पत्थर नदी तैर जायेंगे । 

चींटियाँ सूर्य-किरणों पर चढ़ेंगी। 

अग्नि-कुंड में फसल फलेंगी, 

दीवारें चलने रूगेंगी, 

मशक मेरु की बराबरी करेंगे। 

ईश्वर के इस अघटित सामर्थ्य की हम कल्पना कर सकते हैं । 

गुरु-कृपा का सामथ्य भी ऐसा ही है । 

क्‍योंकि तुच्छ माना गया जीव भी 

उसके द्वारा पर्रह्न-यद्‌ प्राप्त कर सकता है। 

वत्तीस 


साधना 


चित्र का सूर्य, प्रकाश नहीं दे सकता । 

वराग्य-शृन्य संन्यास, या अनुभव-अन्य त्रह्मजञान, दोनों की यही गत है । 

अनुभवी गुरु के मा्गेदुजन में जिन्होंने सांगोपांग साधना की हे 

उस भाग्यशाली पुरुष को ही 

प्रखर वेराग्ययुक्त संन्यास और अनुभवात्मक त्रह्मनान का छाम होता है । 
-- ६४ पु 

जिस शिष्य को अनुभवी सदगुरु प्राप्त हुआ 

उसके लिए वह सब संतों में श्रेष्ठ हे । 

क्योंकि दूसरे संत, मेघ-दृष्टि की तरह, स्वे-सामान्य उपदेश 

देनेवाले होते है 

लेकिन गुरु, शिष्य की भूमिका ध्यान में रखते हुए 

आदि से अंत तक, उसका मागंदशन करते रहता है 

मानो वह उसकी कामधेनु ही होता है । 

प्राथमिक अवस्था में वह उसे खुख, प्रेम और धीरज देता है । 

आगे, उसका वेराग्य जाग्रत करके,उसकी वासना की ग्रस्थियाँ खोलता हे; 

फिर उसकी आंखों में ज्ञानाजन लगाकर 

उसे आत्मा का दर्शन कराता है 

और अंत में, उसका बोध स्थिर करके 

उसके द्वारा धर्म-संस्थापन का कार्य कराता है । 

ऐसे समथे गुरुरूप शिवमूर्ति ने 

कायारूप काशी-स्षेत्र में 

जावदेव के कानों मे विश्वोद्धार का तारक मंत्र कहा हे । 

भोर देखते-देखते ज्ञानदेव की उस विचार में समाधि लग गयी | 


| 


ह] 


शञानदेव-चिन्तनिका 


सदबृत्ति, शिप्य की योग्यता । 

वृत्ति-रहितता, गुरु का लक्षण | 

ऐसे निद्वत्तिरप गुरु के चरणों में, 

शिष्य के सारे तीरथ, उसकी सारी साधना, समायी हुई है । 

ज्ञानदेव का संकल्प है 

कि उसी एक तीरथ में डुवकी रूगायी जाय, 

ओर दूसरे किसी भी साधन के जंजाल में चित्त को भटकने न 
दिया जाय । 

उसके इस संकल्प के कारण 

उसकी सारी वृत्तियों का परिमाजेन हुआ । 

वह निवृत्तिस्वरूप वन गया | 

मानो प्रलयकाल का सव्ेत्र फेल हुआ एक ही समुद्र ! 

लहरें सारी छीन हो चुकी !! 

उसी तरह उसका देह मी निवृत्ति में घुल-मिल गया | 

प्रभु ने क्या छीछा की ! 

मिथ्या संसार को पार करने के छिए- 

साथना का वड़ा जहाज सजाया था, 

वह उस मृगजाल में ही खो गया। 

अर्थात्‌ , संसार का मिथ्यात्व समझ में आने पर, 

साधना भी मिथ्या सिद्ध हुई । 

उसकी आवश्यकता समाप्त हुई । 

चोंतीस 


साधना 


साधक, भूतदया के कारण, कमयोग में प्रवृत्त होता है । 
उसकी सारी प्रवृत्ति, मूतदया की पेरणा से चलती रहती है । 
जैसे-जैसे उसकी भूतदया व्यापक और गहरी होती जाती है, 
वेसे-वेसे दूसरे जीवों का और उसक्ना अंतर हव्ता जाता है । 
अंत में, सारे जीव और मैं दोनों एक ही है, 

सबका सुख ही मेरा सुख, 

ऐसी अनुभूति होकर वह मानो भृतमात्र का प्राण ही बन जाती है । 
ऐसी अनुभूति के वाद, सहज ही स्थूल क्रिया छुप्त होती है । 
और कुछ न करते हुए भी सब कुछ कराने की शक्ति हाथ आती है। 
इसे ही अकरम में कर्म कहते हैं । 

यह वीजरूप सिद्धि निवृत्तिनाथ को सथ चुकी हे, 

इसलिए सोकर ही उनके सारे काम होते है । 

दूसरे जीवों से मिन्नत्व से जो वाकी ही नहीं रहा, 

वह भूतदया की हरकतें भी क्या करेगा ! 

भूतदया-रूप ही वह हो गया । 

फिर पृथ्वी विछावन, आकाश ओढ़न, 

ओर भूतमात्र सुखसाम्य की कल्पनारूप निद्रा, 

यही उसका कर्मयोग हो गया । 

भूतमात्र के निज स्वरूप में वह सो गया । 

इसलिए, विपमता की सारी कलाएँ सहज ही छुप्त हुई । 
गुरु-शिप्य-मेद भी अस्त हुआ । 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


अर्थात्‌ ज्ञान का लेन-देन भी रुक गया । 
केवल आनन्द ही शेष रहा | 
अब, हमेशा की भाँति, 


भृतदया को क्रिया का आलंवन नहीं चाहिए । 
ज्ञान को शब्द का आलूंवन नहीं चाहिए-.- 
नीचे सम, 

ओर ऊपर चिराग, 

इसकी आवश्यकता ही नहीं, 

नीचे दीया, और ऊपर भी दीया, 

आलंत्रन रहित दीया ही दीया, 

कल्पना की जा सके तो कर छीजियेगा | 


छुत्तीस 


4 व 2 
भक्ति 


८, स्व सुखागार 


लत घ् ननातन 
बिद्वल के दर्शन से कितना सुख हो रहा है आँखों को ! 
लेकिन उसमें अचरज कुछ भी नहीं । 
माधव है ही वैसा सुन्दर, 
सत्र सुख का आगर ही जो है। 
अचरज यही कि सबको उसके दर्शन से ऐसा आनन्द नहीं होता। 
लेकिन इसमें भी अचरज नहीं, 


क्योंकि इस आनंद का अधिष्ठान केवल वह वाह्य मूर्ति नहीं है, 
आंतरिक प्रेम हे। 
ईश्वरविषयक ऐसा प्रेम-- 
अनेक जन्मों की पुण्याई से ही मिला करता है । 
सेंतीस 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


ज्ञानदेव इेश्वर की मूर्ति का ध्यान कर रहा है | 

मूर्ति का सौदय तो मोहक ही है । 

छेकिन वह ईश्वर के अनंत गुणों का प्रतिबिंब मात्र है, 
छाया स्वरूप है । 

इसलिए, संकेत चीन्हकर, सौंदय द्वारा, 

मंगल गुणों के चिंतन में चित्त को छगाना होता है। 
वैसा करने से, ईश्वर के लिए प्रेम की अनुभूति होकर, 
वह अपने गुणों सहित हृदय में स्थिर हो जाता है। 


-- ५५९ -- 


ऐ जीव अमर, 

रस-सेवन के लिए तू दुनिया भर अमण करता रहता है। 

रस-बृत्ति कोई अवशुण नहीं कहा जा सकता | 

लेकिन, बहिसुखता और चंचलता, तेरे बड़े भारी अवगुण कहे जाने 
चाहिए । 

तू अगर अंतझुख बृत्ति से देखेगा, 

तो तुझे उस हरि-चरण-कमल के दशेन होंगे 

जो सुन्दरता की मानो खान है, 

और जिसकी सुगन्ध के अंशमात्र से दुनिया ओतप्रोत है । 

और फिर, यह कहने की जरूरत नहीं रहेगी 

कि निश्चक होकर वहाँ का रसपान करते रह । 

अड़तीस 


भक्ति 

हे. “- ५4० »+5 
पांडरंग की मर्ति का, ईश्वर के साकार स्वरूप का, 
सौदय वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं हैं । है 
नि्गुण का वर्णन अरूप शब्द से भी तो कर सकते है। 
यह तो सरूप होते हुए, किसी भी रूप हा साम्य नहीं । 
निर्मुण समझने के लिए कठिन माना जाता है। 
लेकिन वह उतना कठिन नहीं | 
क्योंकि वह सरासर निगुण ही है।.._ 
किन्तु यह जो सगुण का जामा ओढे हुए है, 
नाना नाटकों का रचयिता है, 
इसका भेद सहसा खुलता ही नहीं । 
उस संबंध में की गयी जिनासा का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता | 
केवल इमारे से जो कुछ सूचित होगा वही सही । 
लेकिन उसका आकर्षण तो टलता नहीं है । 
निर्गुण से बोलने का सवाल ही नहीं । 
इससे वोलना तो हे, लेकिन बिना शब्द के, 
चरण तो छूना है-- दे 
लेकिन चरण दिखाई नहीं देंगे । 
दर्शन तो करने है, लेकिन समझ में नहीं आयेगा कि आगे से या पीछे से । 
ऐसे इस गहन स्वरूप का पता लगाने का ज्ञानदेव ने प्रयत्न किया, 
तो अनुभव से मालूम हुआ, 
कि वह रूप अपने हृदय में ही स्वयंभू उपस्थित है; 
ओर बाहर जो दीखता है 
वह भी उसके ही पड़ताल का है । 
फिर, इस नयी दृष्टि से देखने पर 
सारा तरंग ही पतल्ट गया | 


न उनतालीस 


ज्ञानदेव चिन्तनिका 


श्रीकृष्ण, अपने सहज ठाट-बाट से, 

कल्पवृक्ष के नीचे वंसी वजाता खड़ा है । 

जिसे जेसी ध्वनि सुनने की इच्छा हो, वह वैसी खुन छे। 

जिसे जैसा रूप देखने की रुचि हो, वह वैसा देख ले | 

जगत त्रिविष है, तो वह भी वैसा ही त्रिमंगी है । 

देहधारी भक्तों के लिए, वह देहघारी बना है । 

गोविंद, गोपाल आदि दुनिया के हजारों नाम उसने घारण किये है । 
वाह्य और आंतरिक, सारे खुख-दुख पेट में पचानेवाल्य वह परमानंद है। 
सब गुणों से परिपूर्ण, जीवन-स्वरूप आनन्द-मू्ति 

वह चिंतन के परे है। 

जड़, चेतन और शुन्य 

तीनों को व्यापकर बचा हुआ 

वह भक्तों का छाड़छा विटठल है। 

चालीस 


भक्ति 


«५ हए +-+« 

गोवर्धन पव॑त उठाने के लिए, सभी वालों ने सामुदाविक उठवाई की 
किसीने अपने हाथों का आधार दिया, 

किसीने माथे का टेका दिया, 

किसीने लाठी का सहारा दिया । 

किसीका हाथ द्वद, 

किसीकी कछाइयों में मोच आयी, 

आखिर वह पर्वत खड़ा हुआ | 

बालों ने आनन्द के आवेश में कहा- 

“धन्य है हम कि इस पवेत को उठाया । 

सामुदायिक प्रवलल से क्‍या नहीं होगा ९१? 

सयानों ने कहा-- 

“अरे यह सारी महिमा कृष्ण की है । 

वह हमारे बीच होते हुए तुम छोगों को दिखाई केसे नहीं देता 
हम सभी अभी मर जो रहे घे । 

उसकी कृपा से जिन्दा रहे, यही भाग्य समझो |” 


इ्चतालीस 


शानदेव-चिन्तनिका 


८५ 


९, तुझे सगुण कहें या निगुण १ 


श्रुति का कहना है- 

“ईश्वर एक ही है, 

लेकिन उपासक उसकी बहुविध उपासना करते हैं ।” 
उपासकों की भक्ति-मावना के कारण 

उनकी वह उपासना होती है । 

लेकिन वही, अज्ञान-जनता के अम का कारण बनी है | 
ईश्वर अव्यक्त, अरूप, 

वहाँ चित्रकला का क्या प्रवेश ९ 

चयालछीस 


० 


भाक्त 


फिर भी काल्पनिक संकेतों की रचना कर, 

चित्रकार, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, 

उसके चित्र, प्रतिमा आदि बनाते हैं । 

और भक्त जन, ऐसी इस एकदेशीय मूर॒त में 

उस सर्वव्यापक्त निर्लिप्त परमेश्वर का सावन करने लगते है । 
कोई ध्यान-योगी हैं, 

जो, ईश्वर की ज्योतिरमय 3“कार-स्वरूप में उपासना करते हैं । 
और उपपत्ति बताते हैं : 

कि इंश्वर को विश्व-चना का शौक हुआ । 

तब उसमें से “3” नाद निकला | 

फिर आगे उसीकी तीन कछाओं के रूप में तीन फोर हुई। 
और उसमें से तीन देवता और तीन जगत्‌ निमोण हुए । 

यह सारी उपपत्ति, ध्यान के आलंबन के रूप में गृहीत की जाय, 
तो भी इश्वर-स्वरूप के वह बहुत ही इधर की है । 

वास्तव में तो, वह ईश्वर को लागू ही नहीं हो सकती ! 

जो स्वयं-तृप्त, नित्य-परिपूण आनन्द-स्वरूप है, 

उसमें छंद कहाँ का ? नाद कैसा ? और क्या कैसे ? 


बे 


कोई धर्मपरायण हैं, जो ईश्वर की अवतार-स्वरूप में भक्ति करते है । 
कहते है, इश्वर समय-समय पर अवतार लेता हे । 

साधु-परित्राण करता है, 

धर्म को सेंवारता है । 

लेकिन वह समाष्टि-लवरूपः 


तंतालीस 


् 


झानदेव चिन्तनिका 


उसे न आदि है न अंत । 

न जनम न सद्यु । 

केवल निर्विकार ! 

इस अवतार-कार्य की उसमें संभावना भी कैसे हो सकती है ? 
यह सब होता रहता है, यह बात सही है | 

लेकिन यह माया का लाषव है| 

इसका उसे क्या स्पशे ! 


ईश्वर की निर्विकारता को लक्ष्य कर के, 

कोई उसे शाल्म्राम आदि पाषाण प्रतीकों में पूजते हैं । 

कहते हैं मनुप्य की तुलना में पाषाण केसा निर्विकार है | 

उसे न राग-द्वेष, न छोम-मत्सर, 

लेकिन कहाँ पाषाण, और कहाँ परमेश्वर |! 

पृथिव्यादि पंच-भूत, प्रत्यांत में जब शून्य में विढीन हो जाते हैं 
उस समय भी जो उस शून्य से भिन्न बचा ही रहता है ; 

उस परिशुद्ध निर्विकार-स्वरूप की किससे उपभा दी जाय ९ 


वह तो अंतर्वाद्य ओतप्रोत है । 

इंद्रिय द्वारा उसकी उपासना भक्त ही की जाय, 

लेकिन इंद्रिय द्वारा उसका दशेन तो हो नहीं सकता 

वह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ से मिन्न, क्षराक्षरातीत, 

रंष्टि के उत्तत्ति-स्थिति-लय का जहाँ किंचित्‌ भी संपक नहीं, 
ऐसा पुरुषोत्तम, सबके हृदय में विराजमान है | 

वहीं उसका दशन लेना चाहिए । 


चोवालीस 


>> ६४ +- 
ईश्वर का स्वरूप क्या है ? 
अथवा अपनी माया के साथ उसका संबंध कैसा हे, 
इन प्रन्‍नों का निर्णय करना, 
अथवा उसे झब्दों में रखना अगक्य है | 
ईश्वर की नापना 
याने आकाश पर गिलाफ चढ़ाने जैसा ही है । 
वह इतना व्यापक हे कि किसी भी नाप में समा नहीं सकता | 
लेकिन इसलिए अगर उसे व्यापक्त कह्य जाय तो भी टीऋ नह 


शानदेव-चिन्तनिका 


क्योंकि व्याप्य भी वहीं है । 

विरोधी विशेषणों में से कोई भी एक विशेषण, 

उसके वर्णन के लिए अपू्ण पड़ता है | 

इसलिए, अगर दोनों का एकत्र प्रयोग किया जाय, 

तो अथेनिप्पत्ति ही नहीं होती । 

ईंडवर की व्याख्या करने के लिए 

बुद्धि को जितना-जितना दौड़ायें 

उतना-उतना वह अधिक ही आगे दौड़ता है । 

छाया के पीछे दौड़ने जेसा ही प्रकार होता है, वह । 

अच्छा, तो क्या ईश्वर की माया को भी उससे अछूग किया जा 
सकता है ! 

द्रव्य और द्रव्य के गुण, 

वस्तु और वस्तु का आकार, 

कारण और कारण का काये, 

एक-दूसरे से मिन्न हैं, या अभिन्न हैं, या और किसी प्रकार के है- 

इस संबंध में दशनकारों के झगड़े, कमी भी मिटे नहीं ! 

वास्तव में, यह झगड़े दशनकारों के हैं ही नहीं | 

ईश्वर और उसकी माया के बीच के हैं । 

उन दोनों को एकत्र रखा जाय तो भी वे लड़ते हैं । 

और अढछग करें तो लड़ते ही हैं। 

झगड़ाल्‌ माता-पिता को हम बालक केसे समझाय 

इसलिए इस झंझट में पड़ने के वजाय, माया का नाम ही छोड़कर 

ईशवर-चरणों में लीन होना ज्ञानदेव को मंजूर है । 


छियाडीस 


भक्ति 
लन्ड ६५ परम 

ईश्वर सबका उद्गम-स्थान है । 
स्वसाक्षी, सबका भरण कर्ता, सर्वेमय है । 
आनन्द और प्रवोध, 
ये दोनों उसकी दो प्रमुख पहिचानें हैं । 
लेकिन हम भक्तों को एक और पहिचान मिली है- 
कि भगवान्‌ इंट पर खड़ा है, 
जिसका ध्यान करके 
हम अपने हृदयरूपी ईंट पर 
उसे नित्य खड़ा रखते हैं । » 

# पंढरपुर के ऐतिहासिक संदिर मे, भगवान्‌ , पांहुरग के नप मे 
हट पर खड़े दिखाये गये हैं। प्रस्तावना भें इसका स्ष्ठीशरण किया 
ही गया है। थोडा विश्लेषण आगे भजन ८६ में भी आया :। 


>> 55 ०-5 


सत्यम्‌ , ज्ञानम्‌ , अनंतस्‌ , 

इस तरह जिस निगुण निराकार का वर्णन क्रिया जाता ह, 
उसे ही हम सगुण साकार रूप में, जॉँख भरकर, 

प्रत्यक्ष देखते रहते है । 

लेकिन, उसमें देखनेवाला कतो नहीं है, 

और देखना क्रिया नहीं हे । 

ऐसे उस इंश्वर को हम बाहर ईंट पर खड़ा फरते हैं, 
और हृदय में अंत््योति रूप से अनुभव करते रहते हू । 


ज्ञानदेव चिन्तनिका 


अकक ६७ नकल 
विश्वरूप से सजा हुआ, 
विविध देह धारण करनेवाला 
ओर, सब कुछ जाननेवाढा 
एक सत्य-स्वरूप आत्माराम ही है । 
देह में रहते हुए, देह की अछुग रखकर, 
विवेकपूर्वक उसे अहण करना चाहिए । 
फिर मैं, तू यह विभाग सहज ही मिथ्या पड़ जाता है । 
वास्तव में, सबके हृदय-कमलों में, 
वह एक ही चित्‌-सूर॑, 
अल्पितापूरवक प्रकाशमान है । 
ध्यानादि साधना के अनेक प्रयोग हम करते है । 
परंतु हम उन सच प्रयोगों के आधारमूत, 
उन सबके प्रकाशदाता, 
उन सब प्रयोगों से मिन्न ही हैं। 
मनुप्य की आँखों में हजारों भाव उठे हुए दिखाई देते है। 
वे सब एक आत्मा से ही निकले हुए हैं । 
इसलिए आँखों के रूप, अथवा अक्षि-पुरुष को 
शाखकारों ने एक चेतन्य चिह ही माना है । 
अड़ताछीस 


न“ ६८ «++ 
पदाथ के वरगं--भाव और अभाव । 
भाव के वर्ग--सगुण और निर्गुण। 
सगुण के वर्ग--व्यक्त और अव्यक्त | 
व्यक्त के वरग--स्थूछ और सूक्ष्म। 
तकशास्र पूछता है: 
ईश्वर को आप किस कोटि में डालियेगा ? 
श्रुति कहती है-किसी भी कोटि में नहीं। 
भक्त कहते हैं-दोनों कोटियों में । 
शञानदेव कहता है-- 
कोटि ही नहीं है । 
और ईश्वर है, 
इसलिए तके का काम ही नहीं। 


श्र 


शानदेव-चिन्तनिका ॥॒ 
बीज पहले, या फल पहले ९ 
जगत्‌ की रचना कैसे हुई ? 
काय-कारण का संबंध किस प्रकार का ? 
ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने का बहुतों को शौक रहता है । 
वास्तव सें, 
न तो कमी ये प्रध्न हल हो सकते हैं, 
और न उनका आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध ही है । 
आध्यात्मिक सिद्धांत तो प्रत्यक्ष अनुभव पर खड़े होते हैं । 
आध्यात्मिक दृष्टि से मुख्य आवश्यकता है इस अनुभव की, 
कि आत्मा आंतर्वाह्य सत्र व्याप्त है | 
उसमें सब सिद्धांतों का सहज ही समन्वय हो जाता है । 


-- (9७० -+- 
कर्म-योगी, कम के द्वारा ईश्वर की सेवा करने की घुन रखता है । 
ज्ञानयोगी बुद्धि से देश्वर का स्वरूप जानने की हिम्मत करता है | 
भक्त वाणी से ईश्वर का गुणयान करने का शौक रखता हे । 
वस्तुतः न करने से उसकी सेवा होती है । 
अनजान से उसका स्वरूप जाना जाता है । 
और “मौन” से ही, उसकी योग्य स्तुति होती है । 
ऐसा है उसका स्वयंभू स्वतःसिद्ध स्वरूप । 
ऐसी स्थिति में, ज्ञानदेव के ध्यान में ही नहीं आता 
कि इतनी विपरीत अमिाषा साधक रखते क्यों हैं ? 
ओर ईश्वर उन्हें रखने देता क्यों है 
पचास 


१०, भक्ति एकमेव साधन 
बन 9१ >+- 
चित्त से अवांतर सारा ज्ञान निकाल वाहर कर | केवल एक ईश्वर 
की ही पहचान । 
शुरु से उसकी विद्या सीख छे, 
मन से उसका मतन कर, 
बुद्धि से उसका निश्चय कर | 
हम कहा करते हैं कि 
भक्ति, प्रेम और हैं, तथा ज्ञान और है, 
दूसरे विषयों के बारे में यह सही भी हो, 
तो भी ईश्वर के लिए लागू नहीं । 
क्योंकि, इश्वर को जाननेवाला 
विना उस पर प्रेम किये रह ही नहीं सकता । 
इसलिए ज्ञानदेव, निश्चयपूवेक कह रहा हे, 
कि एक ईग्वर फो जान ले, ढ डा 
हे आन, 
तो फिर सच कुछ उसमें आ गया । ि 
हु इक्यावस 


797७ 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


-- ७०२ -- 

दीये, तारका, और चंद्र, 

ये सब मिलकर भी दिवस नहीं वना सकते, 
दिवस सूरज के उगाये ही प्रकट हो सकता है। 
अन्य साधन और ईश्वर-भक्ति की यह तुढना है । 
चावन 


मक्ति 
अन्य साधन प्रापंचिक वातों में जो कुछ प्रकाश डाल सके वही सही; 
लेकिन प्रपंच का ही छेदन करनेंवाला प्रकाश उनसे नहीं मिल सक्ता। 
भीतर ही भीतर भटकना हो- 
तो रास्ते अनेक हैं । 
बाहर निकलने के लिए 
रात्ता एक ही है। 
केवल श्रवण-व्याख्यानादि ज्ञान-मार्ग प्राणहीन साबित होता है। 
केवल कर्म में प्रवृत्त करनेवाला कर्म-माग दृष्टिहीन झहरता है। 
इसलिए, अगर आत्म-निग्रह का योग-मार्ग स्वीकारें, 
तो ईश्वर-भक्ति के अभाव में 
वह भी सिद्धि की ओर ले जानेवाला अपाय ही हो जाता है । 
सब साधनों की कसौटी यही है कि 
कं उत्तम और दूसरे हीन' इस तरह ऊँच-वीच भाव 
अथवा “अमुक मेरे और बाकी के पराये” यह सेद्साव दूर हो । 
सत्र ईश्वरदशीं मात्र भक्ति ही इस कसीटी पर उतर सकदी हे । 
स्थिति ऐसी है कि 
अन्य साधनों से इन अनिष्ट भावों में वृद्धि नहीं हुई तो मेहरवानी। 
इसलिए आओ, 
सारे भेदाभेद्‌ ही त्यागकर- 
विध्वात्मेक्यरूप भक्ति का आश्रय करें | 
निवृत्ति मुनि के प्रसाद से 
श्ञानदेव को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुईं है! 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


-- ७३ - 
अकार, उकार, मकार, 
इस तरह का विश्लेषणात्मक तात्तिक विचार कितना ही किया, 
तो भी उससे ईश्वर केसे जानियेगा ९ 
क्योंकि वह तो संश्लेषण-स्वरूप है । 
तीन मात्राओं का 3“कार बना, 
लेकिन कहते हैं कि वह तीन मात्राओं की जोड़ के भी उस पार, 
आधी मात्रा पर है। 
और यह आधी मात्रा- 
गणित में आधी मानी गयी हो तो भी, 
वस्तुस्थिति में अपार है । 
टुकड़ों की जोड़ से पूण का निर्मोण नहीं हो सकता । 
पहले टुकडे करें, और फिर जोड़ करें 
यह तार्किक प्रक्रिया पूण के आकछून के लिए निरुपयोगी है । 
ईश्वर तो पूर्ण के भी उस पार केवल अपरंपार है । 
बिना प्रेम के उसका आकलन नहीं हो सकता | 
ईइवर है तो ज्ञानमय, लेकिन मिछा करता है वह प्रेम से । 
लेकिन 


उसकी यह खूबी अनुभवी पुरुष के ध्यान में आयी है । 
चोवचन 


न्ज्जक ्छ किक 
भजन, अथात्‌ स्व देहों में भजन, 
अर्थात्‌ ई्वर-मावना से भूत-सेवा । 
कलियुग में दूसरा ऐसा साधन नहीं; 
भिन्न-भिन्न गिरोहों के झगड़े या कलह, 
यह है कलियुग का स्वरूप | 
कलि शब्द का अर्थ ही वह है। 
अतः सर्वोदिय के लिए प्रयत्नशीलू भजन ही उस पर अक्सीर 
नुस्खा है । 
एक-दूसरे के वास्तविक हित एक-दूसरे से विरुद्ध रहते ही नहीं । 
यह निज-ज्ञान उसकी नींव है । 
उससे मुक्ति का मार्ग सहज ही मुक्त होनेवाल्य है । 
फिर संकुचित अहंता लुप्त होगी, 
परस्पर सद॒भाव जाप्मत होगा, 
सवेत्र सुख उमड़ पड़ेगा । 
ज्ञानदेव को निवृत्ति-चरण-असाद से प्राप्त यह संकेत गीत है । 
उसीमें उसे सठा आनन्द की अनुभृति होती रहती है । 
किसे नहीं होगी ९ 


पचपतन 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


सजननन ्‌ बनननन 


वास्तव में निगुण स्वरूप के प्रकाशन के लिए 

यह सगुण विश्वरूप धारण किया है, 

लेकिन परिणाम विपरीत हुआ । 

छोकदृष्टि में, सगुण ने निशुण को ढँक ही दिया । 

इसके विपरीत, विचारकों की विचार-दृष्टि में, द्रष्ठ की, निगुण 

की, दीप इतनी फैलती है, 

कि दृश्य का--सगुण का--छोप होता है । 

स्ब-सामान्य छोक-दृष्टि, 

और विचारकों की विचार-दृष्टि, 

इन दोनों से मिन्‍न है भक्ति की दृष्टि । 

उससे व्युत्थान और समाधि दोनों की कमी दूर करनेवाली 
समरस अवस्था प्राप्त होती है । 

छप्पत 


भक्ति 


इस समरस में दृश्य का कोष न होकर, 
द्रष्ट का तेज भासमान होता है । 
उस अवस्था में, ईश्वर चेतन्व-स्वरूप में, सगुण में, विगजमान 
रहता हू | 
फिर भी चेतन्य के उस पार के तत्स्वरूप निर्गुण का भान होता 
हे . ही रखता ह। 
शब्द का उच्चार करें तो तदाकारता छोप होती ह । 


और तदाकार बने तो शब्द छोप होता है । 
है हमेशा की दिक्कत | 


लेकिन समरस अवस्था में इधर 3“कार का उच्चारण नी छर 


ओर उधर तदाकार भी हो सकते हैं । 

इस अवस्था का थोड़े में वर्णन कर सकते हैं : 

प्रेम-कलिका सें उेंड़ेछा हुआ प्रखर तेज । 

१. सग्रुण से नि्गुण प्रकट हो । 

२. दृश्य छुप्त न होते हुए द्रष्टा का तेज फैले । 

३, चेतन्य की क्रीड़ा में, कर्मयोग में, व्यवहार करते हुए इन पर की 
शाति का अनमव कर | 

४. शब्द वोलते हुए निःशव्द में लीन रहें । 

५. प्रेम की कोमलता ओर ज्ञान की प्खरता का योग से 

इस प्रकार इस अवस्था का विवरण हो सकता है । 

ज्ञनदव के शुरु ज्ञानदेव से कहते है 

इस अवस्था में तू विराजमान रह । 


हि । 
| 


शानदेव-चिन्तनिका 


-“ ७६ --- 
सबंत्र सुख-साम्य की योजना किये बिना हरि की समाधि नहीं 
मिलेगी । 
भेदभाव का निर्देहन करके, 
सुख-साम्य सम्पादन करने में ही बुद्धि का वैमव है । 
लेकिन दुर्देव है कि अवांतर ऋद्धि-सिद्धि और निधि प्राप्त करने में 
मनुष्य बुद्धि का वैमव मानता है । 
लेकिन जब तक उस सुख-साम्यरूप परमानंद्‌ की ओर मन का 
झुकाव नहीं, 
तब तक, यह सब उपाधियाँ ही हैं । 
ज्ञानदेव को तो उसी एक ध्येय का, 
उसी हरिमय समाधि का चिंतन करने में, 
उसके लिए तड़पते रहने में, 
रम्य समाधान मिला है | 


अद्वावन 


नन- 
सेवक ने कप्टों को झेलकर सेवा की 
फलतः स्वामी के हृदय का वह स्वामी हो गया । 
अर्थात्‌ उसका पहले का सेवक गया, 
ओर उसे स्वामी का पद मिला | 
फिर भी वह स्वामी को नहीं मूला । 
उसने अपना सेवकल ही कायम रंखा। 
स्वामी को चाहिए कि उदारत्तापूवक सेचक फो स्वामी का पद 
| 


सेवक को चाहिए कि नम्नतापूर्वक्ष सेवक का पद न छोड़े । 
इसीमें माधुरी भरी हुई हे । 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


११, रात-दिन चिंतित रहता हूँ 
*+ 24८८ *-- 
क्ृप्ण-अवतार का वह मधुर चित्र- 
अब भी भक्तों के चित्त में सदा रमता रहता है । 
ऊपर मेघ गरज रहा है, 
नीचे मेघ-द्याम हरि बंसी बजा रहा है; 
ब्रह्म-विद्या के शिखर पर पहुँचकर 
सामान्य ग्वाले की तरह गाय संभाल रहा है । 
सनकादिकों के लिए भी वह दृश्य कल्पना के बाहर का है । 
ब्रह्म-साक्षात्कार हुआ और कर्म झड़ गये | 
यह उनका अनुभव | 
इसने तो ब्रह्म में कम मिला दिया | 
निवृत्ति-दास पर इसीकी कृपा है, 
और, भक्तों के छिए उसका अमय वचन है, 
कि तुम छोग निरंतर कम करते हुए भी 
मेरी भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, 
जुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है । 
साठ 


भक्ति 
-- ७० -- 


कृप्ण-अबतार में जिसके सान्निध्य के लिए एक आक़ामम को दूसरे 
आकाश से ईप्यां होनी थी | 

और जिसके स्पण के लिए जमुना का जल ऊपर चढ़ता था 

सारे जगत्‌ की आँखें अपनी ओर आकर्षित करनेवाल 

ओर, मन की गति को कुंटित कर देनेवाला वह प्रभु 

आज हमारे लिए, कमर पर हाथ घरे, भीमा नदी के किनारे खट्टा है। 

प्रपंचछूपी नदी भयानक दीखती हे, 

लेकिन विशेष गहरी नहीं है । 

संकेत द्वारा वह यद्दी बता रहा है 

कि उसमें कमर वरावर ही पानी हे | 

उसकी वह समचरण मूर्ति सबको समत्वाचरण का बोध दे रही हूँ । 

वास्तव में, वह मूर्ति हे हमारी हृदयस्थ 

लेकिन बाहर का स्वांग बनाकर खड़ी है | 

हृदय-परिवतन कब होगा 

है मूर्ति हुहय में कब प्रकटेगी ? 

ओर उसका भच्द भीतर से कब स्पष्ट सुनाई देगा ९ 

ज्ञानदेव को यही एक छटपटाहट लग रही है । 

अभी प्राण बाकी है । 

इसलिए, इस छटपटाहट के कारण बाहर निकलना चाहता है । 

निकर ही जाने पर 

न जाने कण होगा ९ 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 

का आक 
ज्ञानदेव भगवान्‌ से कहता है : 
“भगवन ! यह सही है कि मैं एक सामान्य पतित जीव हैँ । 
परन्तु तेरा मुद्रांकित भक्त हूँ | 
झंडे का चीथड़ा, उसकी हरित कया ? 
लेकिन उसकी प्रतिष्ठा के लिए राजा को परिश्रम उठाना पड़ता है। 
राजा के हस्ताक्षरवाले कागज के ठुकड़े की-क्या ब्रिसात ९ 
लेकिन राजा की खुद की कीमत के समान ही उसकी कीमत ! 
वही स्थिति मेरी है । 
मैं तेरी पताका जो हूँ, तेरे यश को फहरानेवाली, 
तेरा आज्ञापत्र हूँ, तेरी आज्ञा को प्रकट करनेवाला । 
तुम वाध्य हो कि उसकी प्रतिष्ठा सेमालो | 

+अ+ 5 टीए सर 
अमर फूछ की ओर आकर्षित होता है, 
अथवा, प्यासे को पानी का ही ध्यान लगता है, 
ठीक उसी प्रकार, इैशवर के लिए आकर्षण प्रतीत होना चाहिए । 
इसीकी मुख्य अड़चन है । 
एक बार आकर्षण होने पर छूटनेवाला ही नहीं । 
फिर उसी एक खाद में, अन्य सारे स्वाद विलीन हो जायेंगे । 
किंबहुना उस एक स्वाद से सभी स्वाद स्वादु हो जायेंगे ! 
बासठ 


भक्ति 

८्य्‌ ब्लड 
तीर्थ, तप और त्याग करके भी तारण नहीं । 
तारण हे लीनता से ! 
जब विठोवा के पेर तले की में इट बनूँगा 
केवल गन्य बन जाऊँगा 
तब ही मानूँगा कि मेरी सावना सफल हुई । 
अनेक पृण्यों के परिणामस्वरूप, 
परमेश्वर के लिए भक्ति महसूस होने लगी है । 
लेकिन भक्ति की भी परिणति, 
संपूर्ण निरहंकृति में होनी चाहिए । 


कम (4 अन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍>न्‍>«, 

ज्ञानी पुरुषों के आत्मसुख की बल पते हम कितने दिन करते रहें 
क्या हमें उस सुख को प्रत्यक्ष अनुमति नहीं होनी चाहिए ९ 
लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को बचाना और सेंमालना 

होगा-अनिष्ट संस्कारों से ! 
करना यह होगा 
कि विभिष्ट भाव ही मन में स्थिर हो । 
ओर यही सघता नहीं। 
लेकिन इच्चर के लिए भक्ति रही 
तो यह भी कठिन नहीं | 
इसलिए ज्ञानदेव कहता है : 
“हे देव, तू मेरे लिए पयोप्त हे । 
ऐसा कर कि तेरे प्रेम-मुख में मेरे सारे सुख खप जाये, 
जिससे मेगा वाकी का काम सहज ही बन जायगा |" 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


++- ८ --- 
फट कंबल मैं जेसे-तैसे बरत रहा हूँ । 
आशा रख छोड़ी है कि किसी दिन साबित कंवरू भी मिलेगा | 
जो है उसको बरते बिना छुटकारा नहीं । 
लेकिन इधर नंगी पीठ में 
जाड़ा तो छुगता ही है । 
अंटी में दाम नहीं है, 
और प्राणशक्ति सूखती जा रही है। 
इसलिए अपनी कमाई की आशा छोड़कर 
मैं अब उसी से माँगता हूँ । 
वही मुझे साबित कम्बल दे सकता है। 
साधक को सिवा इसके गत्यंतर नहीं 
कि स्ववुद्धि के अनुसार साधन का आचरण करें | 
लेकिन आखिर, ईश्वर-शरणता के बिना 
साधना की पूर्णता संभव नहीं । 
चौसठ 


3 अप 
ईश्वर सब्चिदानन्द-स्वरुप; 

हम, ताप-त्रय-मग्त । 

ईश्वर शुद्ध सत्वगुणी: 

हम त्रिगुणों का मिश्रण । 

ईदवर स्व-गुण-मंडित: 

हम सर्व-दोप-संपन्‍्न ! 

टैंबबर अखंड 

हम फटे-द्ूटे ! 

यह ऐसा मेद क्‍यों 

किसी तरह यह संदेह चित्त से निकलता नहीं ! 

एक वार किसी योगी को ध्यान करते देखा; 

किसी भक्त को नाम जपते देखा: 

और मेरा संदेह सहज ही पच गया ! 

समझ गया कि साधना और भक्ति का सुख अनुभव करने के लिए, 


यद भेंद्र है । 
तब से, उसके चरणों में मेरी वृत्ति लीन हो गयी '' 
५ पैसठ 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 
>> 
इसमें संदेह नहीं 
कि तू मेरा स्वामी है 
और मैं तेरा सेवक हूँ । 
लेकिन सोचने पर यह भेद ठहरता नहीं । 
इसलिए, आओ ! अब इसे छोड़ दें, 
ओर एक ही रूप हम दोनों घर छें। 
अमेद का इतना अनुभव मुझे होने दो । 
फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दास होकर रहेँगा । 
हि: हार 
ईश्वर के भक्त की, बाजार में कीमत नहीं, 
क्योंकि, भक्त के निकट, बाजार की ही कीमत नहीं | 
उसे चाहिए केवक एक ईश्वर; 
ईश्वर हो तो उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं ! 
और न होने पर दूसरी कोई चीज काम की नहीं | 
सारांश, दोनों ओर से, 


दुनिया की मंडी में उसकी कीमत रही नहीं | 
छाछठ 


भक्ति 
१२, परमत्रिरिद्सक्तिरूपा 


साधक के जीवन में ऐसी एक अवस्था आती है 

कि जब उसे ईब्वर का तीघ्र वियोग सताने लगता है । 

दुनिया की भाषा में उसका वणन करना असंभव होता हें 
थापि मानव के संतोष के लिए 

कोई-न-कोई शव्द-प्रयोग करना ही होता है। 

इसलिए विरहासत्रित की भाषा में वह अनुभव उपस्थित क्रिया 

जाता है । 

उस अवस्था में, भवत के लिए, 

दुनिया की सारी घीतल्ता तापदायी हो जाती है ! 

मांधुय कड़वा लगता है !' 


ज्ञानदेव अपना अनुभव कहता है : 
देह की तरफ देखे तो कभी कुछ भी नहीं दीखता । 
कभी विपरीत ही ठीखता है । 
और कभी देह की जगह देव का दी रूप ठीखने लगना दे । 
कभी गन्यता, कभी आति, कभी उत्हंठा 
ऐसी यह विचित्र दञ् 
सद़सद 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 
भगवन्‌ , तेरा वियोग अब मेरे लिए असब्य हो गया है । 
कारण, जब से तेरी अघूरी आशा बँधी है | 
वृत्ति की खींचतान इतनी हो रही है । 
कि उसकी सीमा ही नहीं रही । 


कभी वृत्तियाँ इतनी जड़ बन जाती हैं 
कि दिन और रात मिलाकर 

एक लंबी रात ही बन जाती है । 
प्रतिभा ऊपर उठती ही नहीं। 

कभी वृत्ति इतनी चंचल बन जाती है 
कि दिन और रात मिलकर, 

एक खासा लंबा दिन ही वन जाता है | 
कल्पना की उड़ान को 

शांति मिलती ही नहीं । 


तेरा प्रत्यक्ष दशेन होकर, 

तेरी स्फ्ूर्ति का और गांभीय का, मुझे साक्षात्कार होगा, 
तब ही मेरी कुशल है । 

अड़्सठ 


तु ५० न 


प्रभ-मिलन की उत्ंठा से 

कभी-कभी तो में इन्सानों के बीच से उठ जाता हैँ । 
और पंछियों में जा वेठता हें । 

उनसे कहता हूँ: 

तुम धरती छोड़ आसमान में उड़नेवाले हो, 

तुम्हें प्रभु का दशन जरूर हुआ होगा । 

बतलओ, हमारे घर पंदरी के पाहुने कब झानेवास्ट हैं ? 
तुम्हें मुंहमाँगा इनाम देंगा । 


जी 


पंदरी के राणा तुझे अवब्य मिल्गे | 
कब मिलेंगे-चइ, तुझे अपने हृदय में ही मालूम होगा ' 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


भगवान्‌ के दशन, 

बिजली की तरह एक क्षण में होते हैं। 

और उसी तरह, उन दशनों का लोप भी होता है । 
फिर दीघेकाल पयेन्त, 

दूसरी बार नहीं होते । 

लेकिन 

उन दशेनों का स्मरण, और उसकी तड़पन 

ढगी रहती है । 

हर किसीसे पूछता रहता हूँ कि उससे भेट कब होगी 
रेकिन बताता कौन ? 

आखिर अत्यधिक अन्त्रणा होने पर 

फिर एक बार भेट होती है, 

तो मन का अस्त हो जाता है | 

वाणी ठिठक जाती है । 

और देह-मावनासहित, 

चैतन्य मानो खो जाता है । 

अर्थात्‌ , अनुमव के लिए भी अवकाश नहीं रह जाता । 
फिर थोड़ी देर बाद, वही पूवंदशा आती है। 

सत्तर 


मक्ति 


्ल्न्न- चीज अमन 
(पर 


शवालिन, माथे पर गोरस का घद़ा लेकर हाट के लिए निकली । 
“रस लीजो जी गोरस'" के बदले, “गोविंद हीलोली गोदिद 


स्त्रियों उससे पृछ्ती हैं: 

गोरस चेचती हो या गोविंद ? 

वह कहती है 

मेरी भाषा में गोविंद और गोरस णएक्क ही है । 


ज्ञानदेव कहता है . 

ईंध्वर की जब घुन सवार होती हे, 

तब सारे पद़ाथां को 

बट अपना दी रूप देता रहना है । 

फिर न ने हें, और ने मेरा व्यवहार ही । 


$ ६ द्रत झ््दू दब 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


बंद ें नर 
“मैंने तो, उस गोपाक का वरण किया है ।” 


“उसका वरण करके क्या करोगी-- 
उसके न जाति, न कुछ |” 


“मैंने उप्ते मन से वरण किया, 
उसी क्षण मेरा जाति-कुछ भी जाता रहा । 
अब आपकी सीख मेरे किस काम की ९?” 


“हाँ, छेकिन छोग जाति से निकाल देँगे। 
और गृहस्थी का सुख खो बेठेगी ।” 


“हेकिन सुख की चाह हो तब न ? 

चाह तो है भक्ति-प्रेम की !”” 

वह तो है मधुर ही मधुर 

उसे पूरे शरीर पर धारण किये हूँ । 

अब वह प्रीति, किसी भी भय से, कैसे दूर हो 
बहत्तर 


मक्ति 


१३, सर्व सुकृत का फल में प्राप्त करूँगा 
० ७००८ 


दरसन देना प्राण पियारे, 
मुझे तो केवल गोविंद की लगन लगी है । 
मेरा चित्त और चेतन, 
दोनों ही मानो वह चुरा ले गया है । 
अब जगह ही नहीं कि में और कोई चितन कर सऊ | 
लेकिन अब तक मुझे उसका दर्शत नहीं । 
मै उससे कहता हूँ * 
मेरी मनौती पूरी कर । 
मुझे दशन दे ' तो फिर, मनोमावपूर्वक, 
में तेरी सेवा करता रहूँगा। 
विना दरसन 
सेवा केसे संभव है ? 
दरसन बिना ही में सेवा करने जाऊँ 
तो वह अपने नहीं होगी ! 
निदृत्तर 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


ऐ भेरी माँ | मेरे हिरदे में आकर रहो | 

मैं सुनता हूँ कि प्रेमरूप वेकुंठ का निवास तुम्हें प्रिय है। 
और, मेरे हृदय में सिवा तेंरें प्रेम के कुछ भी नहीं है । 
इसलिए, वहाँ तू अवश्य आकर रह | 

तू इस विश्व की जननी है, 

तू स्वयं ही विश्वरूपिणी है | 

विश्व का भरण करनेवाली तू ही है। 

कमलवत निर्दिप्त नेत्रों से 

इस विश्व की लीला देखनेवाली 

तुम साक्षीरूपिणी हो । 

निल्प्तिता की तो तू खान ही है, 

मेरे हिरदे में रहने से तुम्हें छेप छंगेगा ही नहीं | 
लेकिन मुझे तुम्हारा परस होगा । - 

लेकिन तेरे स्पण के कारण, 

तेरा ध्यान छूग जाने से 

मैं जरूर तुझ जेसा हो जाऊँगा। 

भौहत्तर 


ज्न्न्पट्र ..... 


० 


अन्य सार आधार छोड़ देने के कारण 
टैब्वर का ध्यान लगने में 

वे कोई भी कठिनाई बाकी नतों रही । 
आज का दिन बह सहाग्य का है । 
नामस्मरण के साथ आज उसका अर्थ भी प्रऊद दुआ है । 
मुख से नामस्मरण करने का अथ हे. 
उसके साथ-साथ 
अपना भारीरिक जीवन और मानसिक्र चिंतन- 
ईडवर-चरणों में समर्पण करना । 
मन, वाणी त्तवा थरीर 
तीनों भंग ईब्वरीय प्रेम से परिवृत करना है । 
आज मेरी ऐसी भावना हुई है । 
इसलिए में उससे दृदनिग्दब से कद सह 
कि मुप्ते अब तेरा ही ध्यान लगे । 


[ 


न्न्_्स 


शानदेव-चिन्तनिका 


-+ ९७ -- 
हम भक्तों की दृष्टि से 

निशुण, सगुण और साकार, 

तीनों एक श्री मूर्ति में समाये हुए हैं । 


सुषुप्ति में निगुंण का अनुभव करें 

स्वप्न में सगुण का भावन करें । 

जाग्मति में साकार देखे। | 

लेकिन उस श्री मूर्ति के दशनों के आगे 

हमें इन तीनों का स्मरण नहीं होता । 

हमारी हार्दिक रुचि यही है 

कि संसार भर में उसकी यशोध्वजा की विजय-यात्रा निकले, 
और भक्तों के मेलों में उसे प्रस्थापित करें । 


“--+ ९८ --- 

ईद्वर के बारे में, 

मेरा मन जरा भी डॉवाडोल नहीं रह गया है | 

कारण, अपने देह में मैं उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ । 
अब चाह इतनी ही है 

कि भविष्य में सबकी सारी इंद्रियोँ से 

में उसे अनुभव करूँ | 

छिह्चर 


लत फफ >+ 


मेरी प्रतिज्ञा है, 

कि सष्टि और संसार, सव सुखमय करूँगा | 
इसके लिए संतों के समूह में जाऊँगा. 
हृदय-पुंडरीक की थाह लेगा: 

नाना साधन कछेंगा 

और सार साधनों के फरूसरूप-- 
ईव्वर-दर्न प्राप्त करूँगा | 

फिर उससे भेट होने पर 

हर पदाथ पर उसीक्ता रंग चरन्‍ेगा, 
ओर मेरा लोप होगा, 

मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


अल क १ 66 -+-- 


हे परमेश्वर ! 

तू निगुण, निराकार, केवल अनिवोच्य है । 

तेरी महिमा का आकलन हमारा हृदय केसे करे ? 

तुझे हमारी आँखें केसे देख ९ 

तेरा वणन हम अपनी ट्ूटी-फूटी वाणी से कैसे करें ? 
जहाँ वेद और पुराणों को भी नेति-नेति कहना पड़ा -- 
वहाँ हमारी क्या बिसात 

लेकिन इसीलिए तो तू भक्तों की भावना के वश्ञ होकर 
हमारे छिए, उदारतापूर्वक, 

सगुण, साकार, सुलूम बन गया है । 

अब हम अपने हृदय पर 

तेरे ध्यान का ओढ़ना ओढ़ सकते हैं । 

आँखें भरकर तुझे निहार सकते है । 

वाणी से तेरा नाम गा सकते हैं । 

निगुण तो तू है ही, 

लेकिन हमारी प्रार्थना है 5 

कि जब तक हमें यह आँखें और यह वाणी प्राप्त है, 
तब तक तेरा यही सगुण सुंदर रूप, 

और सर्वोत्तम मधुर नाम, 

हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। 


अठहत्तर 


* ४ ० 
+ कह"! 


रे 
दशन 
कप ६९ 
१४, हार-इर्शन 


न १५ 


जोकि 


अल्‍ल्‍लनन 


ज्ञानदेव को ईश्वर का सगुण साक्षात्कार पहली बार हज्य | 
उस प्रसंग का वर्णन वह कर रहा है 

सब संतों को साथ लिये, ईम्वर मुजसे मिलने आया हू । 
संत-समायम के कारण ही 

मुझे इतना आनंद प्राप्त हो सका । 

दिकाहोत्पन्न सारे भेद्र कब विद्ेन हुए । 

भूतमात्र में अब सिवा एक हरि के, हुऊ भी झेष ने रत । 
सारी वुद्धि-शक्तिसिहिन उसे जाने, 

ओर मारी वाक्शवित से उसकी दखाने । 


इसके सिवा अब दूसग कोई काम ही नदी । 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 
बज ५ ०्ग्‌ लि अदा 

आज का दिवस निःसंशय सुवर्णमय है । 
क्योंकि आज धम-मेघरूप समाधि के अमृत की वर्षा हो रही है। 
भक्तवत्सलू उपास्य देवता ईंट पर खड़ी* है । 
वही हृदय के गर्भगृह में द्शन दे रही है । 
और वही व्यापक विश्व-रूप में प्रकट हुई है । 
ऐसी त्रिविध प्रतीति एकत्र होने पर 
और किस #पा की अपेक्षा करें। 


लि १ है] 2 ्प 


निवृत्तिनाथ ने देखने में एक छोटा-सा ही, 

किंतु आत्मज्ञान का बीज बो दिया । 

उसमें से एक जीवनव्यापी उपासना की वेछा अंकुरित होकर आकाश 
पर चढ़ी । 

देखते-देखते उसमें विविध विचाररूप असंख्य फूल फूले । 

जितने चुनते हैं-- 

उतने नये आते ही हैं । 

इन विचार-कुसु्मों को मनन के गोफ में गूंथने का भाग्य 

ज्ञानदेव कहता है--मुझे मिल । 

उनकी सुंदर माछा पिरोकर, 

ज्ञानदेव ने वह उत्तरीय, भगवान्‌ को समर्पित किया है। 





# लिंग, संस्क्ृत के अनुसार। स्पष्टीकरण अस्तावना में । 


अस्सी 


९ 
दशन 


ककनन-« १ ० - 


कहाँ उल्झा रहता है जीव-अमर का चित्त १ 

सुखानुभव की मिठास में ! 

लेकिन हमें तो ईश्वर का सगुण दशन हुआ है, 

जिसमें सारे सुख छाले जाते है | 

और जो आनंद का मानो अत्यक्ष रूप ही है । 

योगियों की वह सुख अपनी ध्यानावस्था में, ब्रह्मरंध में उपलब्ध 
होता है । 

वही हमें साकार मूर्ति के चिंतन से 

तीनों छोकों में देखने को मिलता है । 

फिर जब यह अनुमूति होती है 

कि हमारी वह सगुण मूर्ति, 

और हम स्वतः, 

और यह विश्व, 

तीनों एकरूप हैं 

तो मन केवल मतवाला हो जाता है । 


६ इक्यासी 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


न ५ 6 | हल 


निुण की चारपाई बिछी है । 

उस पर सगुण की शय्या सजी है। 

उस शब्या पर साकार मूर्ति लेटी है । 

ऐसा है विश्व का स्वरूप । 

हमारा मन--उस सूरत के ध्यान में रम गया है । 
आँखें-उसके दशेन में । . 

नहीं, उसका दशन ही हमारी आँखों में रमा है । 
अंतःकरण की चारदीवारी में चितन का मंदिर, 
भीतर, जीवन का गर्भागार, 

और उसके भी मीतर वह मूर्ति, 

ऐसा है यह नित्यानंद । 

निशुद्ध वृत्तिशून्यता उस वैकुंठ की ओर जाने की बाट है-- 
जिसका ज्ञानदेव निरंतर पथिक है । 

और इसलिए वह नित्य वेकुंठ में ही रहता है । 


बयासी 


-- १०६ --- 
आत्मा प्रकाशरूप; 

परंतु सारा प्रकाश -- 

देहरूपी परदे से आच्छादित ! 

यह थी हमारी जीव दशा । 

लेकिन उपासना-मूर्ति के चितन से 

वह दशा अब बिलकुछ पलट गयी है । 


देह तो आत्मा की ज्योति प्रकट करनेवाढा दीपक ही बन गया है | 
उस दीपक के प्रकाश में 
आसपास निगाह डालिये, 
तो सब ओर दीये ही दीये नजर आ रहे है । 
सबके देह-मानो आत्म-ज्योति से प्रज्ज्वल्ति दीये। 
तिरासी 


शानदेव-चिन्तनिका 


फिर ध्यान काहे का कीजियेगा ? 


बिना किये भी वह हो ही रहा है । 
निराकार वस्तु आकार मे छुप्त हुई थी | 
किन्तु अब वही आकार में प्रकट हुई है | 
अब रज्जु-सप का अस्त हुआ । 

और सुवर्ण-कंकण का उदय हुआ | 


एक कृप्ण-मूर्ति के चितन ने 
सारी सृष्टि ही कृप्णमय कर डाली | 


जगत में सबंत्र जब एक ही वस्तु हो जाती है, 
तब चित्त चाहे कही क्यों न भटके 

फिर भी एकाग्रता ही है । 

चित्त थामकर ध्यान करें तो भी वही एकाग्रता; 
और चित्त का विसजन करें तो भी वही एकाग्रता । 


इतना होने पर, 

सारा भय जाता रहा | 

किंबहुना, सय का भय भी जाता रहा । 

इसलिए अब वेशक पूर्ववत्‌ डरने में भी हज नहीं । 
साधकावस्था में जिन भयों का औचित्य था 

उन्हें सिद्धावस्था में भी अगर सँभारू लिया-- 

तो हज क्या हुआ ? 

चोरासी 


दर्शन 


कर ५ ०७ --- 


जाग्रति में कहीं चरणों की आहट सुनता हैँ । 
लगता है-आंगन में कौन बोला होगा ९ 

देखने जाता हूँ, तो आंगन का होता है बृंदावन, 
और मनुष्य का होता है श्रीक्ृषप्ण । 


स्वप्न में उसी एक मूर्ति के चित्र हिल्ते हुए दीखते है । 

समझ जाता हूँ कि चित्त में 

अब ओर किसी भी वस्तु की प्रीति रही नहीं। 

नींद आती है तो इतनी गहरी कि सारी अनुभूति कृप्णमय 
हो गयी हो । 

हजार कीजिये, जागता ही नहीं । 

ज्ञानदेव, ज्ञानदेव कहकर छोग पुकारते है । 


लेकिन सुनता कौन है ९ 
इसलिए अंत में विट्ठल नाम की गजेना करते है; 
तब ज्ञानदेव जागता है । 


ज्ञानदेव की हालत वतलने जेसी नहीं। 
पचासों 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


न १०८... 
हे देव ! 
कोटि-कोटि चंद्रमाओं की सौम्य प्रेममय कांति- 
तेरे भाल-प्रदेश पर मैं देख रहा हूँ । 
प्रसन्नता से मुसकरानेवाला तेरा वह मुख, 
तेरे वह निर्लिप्त निममल नेत्र, 
मेरी आँखों से कमी ओझल नहीं होते । 
लेकिन फिर भी 
इतने से मेरा संतोष नहीं होता । 
मुझे अब तेरी हरकतें देखनी हैं । 
मैं चाहता हूँ कि हर क्षण तू मुझसे प्रेमाछाप कर रहा है, 
चिंतन कालीन दर्शन पयोप्त नहीं है । 
सक्रिय और बोलता दर्शन चाहिए | 
इतना कहना ही था 
कि ज्ञानदेव के दुलारों की पूर्ति करनेवाल श्रीक्ृप्ण 
अपना हाथ हिलाने लगा | 
छियासी 


टः है 
दर्णन 


१७, योगियों के लिए दुर्लभ 

-- १०९ --- 
तुग्हारे चरण मेने देखे । 
मेरा मन शांत हुआ | 
में अब सुखेन इस देह में रह सकता हूँ । 
कारण देह में रहते हुए भी, मै अपनी ही जगह हूँगा; 
और, भगवान्‌ के गीत गाता रहूँगा। 
मेरे सारे नातेदार, 
इन संतों के मेले में हैं । 
भगवान्‌ की सोगंघ है कि अब भविष्य में 
में प्राण-त्याग की बात कभी नहीं करूँगा । 

सत्तासी 


शानदेव-चिन्तनिका 


-- ११० -- 


योगी विश्व को किनारे हयकर 
परमेश्वर को देखने का प्रयल करता है | 
इसलिए उसको वह सधता ही नहीं | 
बल्कि तत्त्व-विचारों के नाना संदेह निमोण हो जाते हैं । 
और भेद अधिक ही पक्का हो जाता है । 
ज्ञानदेव कहता है-- 
मैने, इससे उल्टी प्रक्रिया द्वारा, 
विश्व के ही सहित ईश्वर को देख लिया है । 
इसलिए अनंत रूप में 
और अनंत वेश में, 
मुझे उसका दशन प्राप्त हुआ | 
और निरंतर होता ही रहता है। 
परंतु, इतना होते हुए भी; 
दर्शन की खूबी यह है ; है 
कि विट्ठल मूर्तिरपी उपासना के संकेत का मात्र लोप नहीं हुआ । 


अटासी 


९ 
दर्शन 


5 


ईइवर का रूप अब मेरे ही रूप में समा गया है । 
इसलिए, दर्शन भी कुंठित हो गया हे 

केवल एक भाव वाकी रहा । 

और देह भी उसीमें विलीन हो गयी । 


इधर देह नहीं, 
नवासी 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


3धघर देव नहीं, 

ऐसी है यह दशा । 

प्रलय-काछ की बेला में 

जब कि सब जरूमय हो जाता है। 

न उद्गम रहता है, न प्रवाह, न संगम; 

ठीक उसी तरह 

अब न तो कुछ देखने जेसा है, 

न कहने जेसा, 

न करने जैसा ही ! 

परंतु इसका अथ यह नहीं कि कुछ है ही नहीं । 
आइचये की बात यह है 

कि ज्ञान स्पष्ट है, 

यद्यपि ज्ञेय कुछ नहीं । 

अब तक हृदय में, आत्मरूपेण, इश्वर को देखता था | 
किंतु निवृत्तिनाथ के उपदेश का चमत्कार देखिये 
कि शरीर का अंग-अंग ही वह बन गया है। 
उसके न नाम, न रूप 

लेकिन आज उसने सारे नाम और सारे रूप घारण कर लिये है 
और रोज नये-नये धारण करता ही है । 

आदि वही, 

अंत में बही है, 

और मध्य में, घना वही भरा है । 


पे 


नव्बव 


-+ ११२ --- 
लक्ष का मोल देकर, 
जगत से निराली अनमोल वस्तु हासिल की है । 
लेकिन मालक्षियत तो क्षणमात्र की ही है । 
दूसरे क्षण भी मालकियत चाहते हो, 
तो फिर लक्ष देना होगा 
हर क्षण नया-नया लक्ष 
और हर क्षण मालकियत का नवा-नवा हक । 

इक्त्यानचे 


शानदेव-चिन्तनिका 


-- ११३ -- 
ज्ञानयोगी का निगुण निराकार ब्ह्म-- 
मानों पृष्प-वृक्ष का बीज है । 
ध्यानयोगी का समुण निराकार परमेश्वर-- 
पुष्पवृक्ष की कलिका, 
हम भक्तों का सगुण साकार विश्वव्यापक विष्णु 
विकसित पुष्प है । 
उसके परिमल से यह सारी सृष्टि सुरभित हो उठी है। 
उसकी कांति से सारा विश्व रमणीय हो गया है । 


वानचे 


कमछ-नयन की वह कांति, 

आज सारी-की-सारी मेरी ओँखों में खप गयी है । 

पानी में पानी मिल जाने की उपमा उपनिषदों ने दी है । 
लेकिन मेरी स्थिति, 


आकाश में आकाश के मिल जाने जेसी हुई है । 
सारी सृष्टि, त्रह्मानंद से व्याप्त हो जाने के कारण 
प्रपंच के रहने के लिए जगह ही नं रही । 


मधु से ऐसे ओत-मोत वेद, 
लेकिन उन्हें भी उसके माधुय का वणन करने की कोमिश्न में 
हार मानकर, 


ओर नेति-नेति कहकर, 

चुप चठने की नौचत आवे | 

क्योंकि वह रूप ऐसा है ही नहीं कि वोलकर बताया जा सके। 
हाँ, लेकिन हस्तगत तो वह हो चुका है । 

और इतना होने पर भी-- 

मेरी वात खतम नहीं होती, 

और खोज जारी ही है। 


विट्ठुल से भेंट का चमत्कार ही यह है 
कि रूच्धि के वाद भी खोज जारी ही रहेगी । 


तिरानचे 


शानदेव-चिन्तनिका 
-+ ११४ -- 
ईश्वर स्वरूप की अनुभूति के साथ, 
यह सारा जगत बिंब मानों ग्रास लिया गया | 
इससे मतलब ९ 


क्या ऐसा हुआ कि मानो कुछ दीखता ही नहीं ९ 
या और ही कुछ दीखने लगा. ९ 

उसकी ऐसी कोई पहचान नहीं जो बतायी जा सके । 
जगत्‌ अर्थात अपना रूप निहारने का शीशा ही है । 
जेसे हम, वैसा जगत । 

अरुपा ने शीशे में देखा, 

अर्थात्‌ जगत की दृश्यता छुप्त हुईं 

और द्रष्टा का द्रष्टापन भी छुप्त हुआ । 

इव्य और द्रष्टा को अलग करके, 

केवल दर्शन ही बचा | 

वह तो जहाँ तहाँ है ही । 

उसे नहीं उदय, नहीं अस्त, 

समाधि और उत्थान आदि झंझट नहीं | 

थोड़ी देर स्फूर्ति, 

ओर थोड़ी देर अस्फूर्ति 

इस तरह का हत नहीं | 

जगतू में असंख्य जीव बचे ही नहीं ! - 

एक ही एक विट्ठल है । 

और वह सुख साम्य का अनुभव अखंड कर रहा है । 
चोरानबे 


- १६५ -- 


कोटि-कोटि जनम जिस साधना का आचरण हुआ, 

इस देह में वह चरिताथे हुईं, संपन्न हुई । 

कारण, साधना की तलवार चलाने के लिए, 

सामने प्रपंच वचा ही नहीं । 

निरंत्तर ध्यानपूर्वंक की गयी अविच्छन् उपासना करने का 

यह लाभ मुन्ने मिल्य हे । 

यह मत पूछ्ठिये क्लि इन चरणा की प्राप्ति किन उपायों से हुई । 

कौनसा उपाय नहीं किया यही पृछ्ठिये । 

अब चिंतन केसे कर ? 

चिंतन करने का मतलब है, कुछ छोडना पइता हे, 

कुछ पकड़ना पड़ता है । 

वैसा तो अब कुछ संभव ही नहों, 

क्योंकि यह सभी हरिस्वरूप होऋर 

चित्त में अंकित हो गया है | 

मानों चित्त ने निगल लिया हे, 

देह फेंककर मे उसका आलिंगन कर चुकी हैं। 

ओर वह परम समर्थ मुझमें समा गया है । 


पञ्चानतर 


शानदेव-चिन्तनिका 


१६, नीलवर्ण साक्षात्कार 
-- ११६ -- 

वह आनंद निधि, आनंद समुद्र, 
आज परिूणे रूप से मेरे वश हो गया है । 
इसलिए, बजाय इसके कि में उसकी ओर जाऊँ, 
वही मेरी ओर आकर मुझे बुरा रहा है। 
मेरे लिए आज वास्तव में दीपावली है । 
प्रेम की केसी नवीनता 
कि प्रपंच का रंग ही जिसे कभी लरूगा नहीं- 
और प्रपंच के वाहर जिसका संचार रहा, 
वह आज मेरे घर आया है। 
घर आकर सारा घर उसने व्याप लिया है | 
और फिर भी, क्योंकि जगहं पूरी नहीं पड़ी, 
मेरे हृदय को अंतर्वाह्य, उसने मर दिया है । 
छातनवे 


-- ११७ -- 
पाँचों इन्द्रिय-बृत्तियों के निरोध द्वारा, 
समाधि की साधना करनी होती है । 
पर मैंने तो उस समाधि को भी पीछे छोड़ दिया है, 
और भगवान्‌ के सगुण स्व॒रूप का, ऋृष्णमूर्ति का वरण किया है। 
सारी इन्द्रिय-वृत्तियाँ उसे समर्पित कर दी हैं, 
और प्रेम-स्रूप भक्ति साध ली है। 


नाम के अनुरूप कृष्ण सचमुच काला ही है | 

महामायावी है, 

प्राचीनकाल से, अनादिकाल से वह वेसा ही हे, 

इसीलिए तो वेद जैसों को भी उसने पागल बना रखा है । 
उसने मुझे प्रपंच से छुड़ाया, 

जनम-मरण से जुदा किया, 

इसलिए मैं उसकी एकनिष्ठ भक्त हो सकी । 


सत्तानवे 
। 


जशञानदेव-चिन्तनिका 


ना ११८ -+ - 


माया की काली रात फैली है, 
ओर वह मायावी प्रभु, 

ठीक वसा ही काछा रूप लेकर, 
ऑँखमिचौनी खेल रहा है, 
अद्वानवे 


दर्शन 
काले में काल छिप जाता है, 
और पहचान किसीको होती नहीं, 
लेकिन में टीक और सहज उसकी ओर खिंच जाती हैँ । 
काली रात मुझे बाधा नहीं पहुँचाती । 
आकाश की नीली पार्वेमूमि में, 
जल से परिपूण क्ृप्ण मेघ जैसे सुंदर दिखाई देते है, 
वेसा मुझे उसका रूप दिखाई दिया। 
वह तो निगुंण है । 
उसे रूप केसा ! 
लेकिन भून्य आकाश पर भी नीछा रंग उतरता है, 
और वही मेघाच्छन्न होकर घता काल बनता है, 
उसी तरह, निर्गुण का सगुण और सगुण का सुंदर साकार चना 
हुआ वह श्याम मेरी आँखों के वशीभूत हो गया, 
मेरी दृष्टि में मानो समा गया | 
तब से उसकी ऑखमिचौनी वंद हुई, 
और मेरे छिए चह बिलकुल सीधा हो गया, 
कालेपन के साम्य के कारण 
माया और मायावी का भेद में चीन्ह नहीं सकी थी । 
और इसलिए, आज तक, उसने खूब ही भ्रम में डाल रखा था मु, 
लेकिन दृष्टि के प्रकाश ने उस भेद को उजला कर दिया, 
मै अब मायावी को ही पहचानती हैं, 
माया को पहचानती ही नहीं | 

निन्‍्यानचे 


शानदेव-चिन्तनिका 


कल 8 ९ अनक 


पिछले दिनों भगवान्‌ का ध्यान किया करता था, 
फलतः मन अंतरात्मा में इतना छीन हो जाता था 
कि वह कुछ भी किये बाहर आही नहीं पाये, 
लेकिन अब तो बिल्कुरू उल्टा हुआ है, 

जब से सारी दुनिया में कृष्णमूर्ति प्रकट हुई, 

तब से मन लोटकर आँखों में आ बसा है, 

मानों आँख ही वह बन गया है । 


प्रभु का वह उज्ज्वरू अमूल्य रूप-देखते ही रहें । 

केसा है वह रूप 

वह है काला स्याह, 

( मैं यह विनोद से नहीं, सरल भाव से कह रहा हूँ ) 

और वह इतना उतना भी नहीं, 

ढेर भरा हुआ है, 

उसकी एक कूँची से 

सारा जगत्‌ रेंगा हुआ है । 

माया ईश्वर को ढक देती है, इसलिए वह कुरूप, काली 

ईरवर डस माया को ढेँक देता हे, इसलिए वह उज्ज्वल काल | 


सौ 


दर्शन 


१२० -- 


परमेश्वर वह, जो इस हृदयाकाश में विराजता रहता है. 
वही महाकाश में भी है । 

अखंड ! एकरस ![ 

परन्तु, उसके विषय में, अपने-अपने दृष्टि-मेद के कारण, 
भिन्‍न-मिन्‍न अनुभव होता है । 

किसीको वह सत्‌ प्रतीत होता हे, 

किसीको चित्‌ , 

किसीकोी आनन्द, 

और किसीको वह सच्चिदानन्द रूप में दुश्न देता है | 
वास्तव में उसे इसके भी परे का कहना चाहिए | 


लेकिन उसका वर्णन करने के लिए 
शब्द ही अपयाप्त हैं। 
इसलिए सार इसीमें है 
कि सारे शब्दवाद छोड़कर 
अखंड रूपेण उसीमें निवास करे । 
ज्ञानदेव कहता है कि मुझे यह दृष्टि मिल गयी है ; 
इसलिए भेद और अभेद की गुत्थी सुल्म गयी है 
ओर आत्मरूप में मुझे उसका दर्शन निरंतर होता रहता है । 
एक सौ एक 


शानदेव-चिन्तनिका 
“- १२१ -- 


ध्यानावस्थामें, योगमाया से घिरे हुए ईश्वर का कृष्ण वण साक्षात्कार 
होता रहता है । 

उसी तरह आकार प्रतीक द्वारा, 

उसकी व्यापकता पर धारणाध्यानादि करते समय, 

उसका नीलवर्ण साक्षात्कार भी होता रहता है । 

उस अनुभव को बताते हुए ज्ञानदेव कहता है : 


ईइवर-स्वरूप नीला ही नीछा दीख रहा है | 

आकाश की तरह व्यापक, 

लेकिन आकाश की तरह पोछा नहीं, 

प्रीति से परिपूणे, 

लेकिन प्रीत में पक्षपात की कल्पना आना चाहती है । 
वैसे भी नहीं, 

समत्त युक्त, 

इस तरह के उस प्रातिम दशन में 

सारी साधना नीले रंग से रँगी हुई, 

सारे व्यवहार भी उसी रंग में रँगे हुए । 

ज्ञानदेव मानों नीरूवर्ण की पाठशाल् में शिक्षण ले रहा है । 
गोपी, श्रीकृष्ण के नीखवण की छूगन में 

स्वयं वेसी ही वनकर 

उससे समरस हो गयी । 

वही यह स्थिति । 


एक सौ दो 


दर्शन 


“- ९९२२ -- 


सामने नीछा दर्पण सजा हुआ है ; 
उस पर नीछे रंग का लेप दिया गया है ; 
भीतर नीले रंग का चेहरा दीख रहा है ; 
बीच का आकाण भी नीछे रंग में छुप्त हो गया है ; 
नीछ होवे, 
नीले में रमें, 
नीले में पावन हों, 
ऐसा यह हरिरंग ज्ञानदेव के हृदय में समा गया है। 
एक सौ तीन 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


-- १२३ -- 
एक बार ज्ञानदेव और चांगदेव 
पारस्परिक अध्यात्मिक अनुभवों का अनुसंधान कर रहे थे । 
ज्ञानदेव ने चांगदेव से पूछा- 
ध्यानावस््था में जो विविध भाव सूचक विचित्र वर्णों से नट्ता है, 
जो अंतनीद सुनाता है, 
तेजो बिंदु के रूप में जो दोनों भोंहों के बीच नाचने लगता है, 
और जरा सी देर में शांत होकर इन सबको थोथा कर देता है, 
वह तत्त्व कौनसा है ? 
प्रिय से भी जो प्रियतर लगता है 
गगन से भी विश्ञाल प्रतीत होता है, 
त्रिभुवन को जिसकी अत्यंत आवश्यकता हे, 
फिर भी जिप्तकी उपलब्धि नहीं, 
वह तत्व क्या है ? 
चांगदेव ने जवाब दिया : 
शायद हम ही वह हैं ! 
ध्यान तो एक हमारी कछ्यना मात्र है मर 
और सृष्टि का सारा माधुय अपने ही भीतर निहित हं। 


ज्ञानदेव ने कहा : 

मुझे यह बड़ा प्रिय लगा, 

मेरे मन की ही तुमने यह कड़ी; 
अब मे और तुम एक हुए । 
एक सौ चार 


दर्शन 
१७, ब्रह्मांड आलोकित अनुपम तेज से १ 


“5 २४ 


सर्वोच्च स्वंग के उस पार 

परम साम्यरूप आकाश फेल हुआ है । 

और वहाँ सुलूगा हुआ है एक तेज, 

वध्तुतः उसे तेज भी नहीं कहा जा सकता, 

और न यह ही कहा जा सकता है कि ुलगा हुआ है; 
क्योंकि, तेज के साथ प्रखरता सूचित होती है, 

और जलने से “सक्रियता” | 

परंतु इसलिए 

उसे शीतल शात॒ भी नहीं कहा जा सकता। 
कारण वह प्रखरता को पेट में रखकर शीतल है । 
उसकी शाति में क्रिया की प्रचंड प्रेरणा भरी हुई है । 
वह सगुण-शक्तियुक्त निगृण है । 


फिर अगर वह इस तरह परस्पर विरोधी उभय शक्तियों से संपन्न हे, 
तो भक्तों की भाषा में उसे ईश्वर ही क्यों न कहा जाय ९ 

इधर कहने से. हे 
सृष्टि का यह आइंबर फिजूल ही आँखों के सामने खड़ा होता है । 


फिर, शून्य से अभाव का अथ्थ न लेनेवाले हों 
तो शुत्य कहने में हज नहीं। 

कारण वह तो हे-- 

तेजी, शात, 

डउभयरूप, शल्य । 5 

चारों प्रकारों से मित्र ऐसा हे वह । 


एक सौ पोंच 


शानदेव-चिन्तनिका 


“- १२५ --- 
ध्यान-समाधि,में मगन रहनेवाले एक साधक को लक्ष्य करके ज्ञानदेव 
कहता है : 
दृष्टि का आनंद निःसंशय भीतर ही भरा हुआ है । 
अंतयोग जितना उज्ज्वल होगा 
जगत उतना ही मंगल होगा । 
आंतरिक आत्माराम का दर्शन होगा, 


झक सो छह 


उर्ंन 3 
इन 


तो वाहर हरिस्वरूप मरा हुआ दिखाई देगा। 

सिर्फ भरा हुआ ही नहीं, 

भरकर छलकता हुआ। 

फिर तू समझ सकेगा 

कि आज तक तू जो-जो कुछ बोलता था, 

और आज भी दुनिया में जो कुछ बोला जाता हे, 
वह अनजान में, तोतरी मापा में 3>कार जप ही है । 


लेकिन तेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है । 
तू अखंड अनाहत ध्वनि तो सुन ही रहा है, 
फिर भी रूप दर्जन तुझे बिंदुमात्र नहीं हुआ हे । 
दृष्टि अंतमुंख करके, 
क्रियाश॒त्य समाधि प्राप्त करें-- 
इतना काफी नहीं हे । 
आगे यह भी जरूरी है 
कि उस समाधि का भी छोप हो, 
और उसका पर्यवसान हो--- 
सहज स्थिति में ! 
फिर से दृष्टि लोटाकर 
ध्यानवृत्ति रूप सापेक्ष निदृत्ति को समाप्त करना पड़ता है । 
चास्तव में यही सच्ची निद्ृत्ति होती है । 
फिर आँखें खोलकर वेफिक्र दुनिया की ओर देखिये, 
रूप-दर्णन की कमी नहों हे । 
एक सी सात 


शानदेव-चिन्तनिका 


-- १२६ --- 

इंश्वर न तो दूर है, न नजदीक | 

बाह्य जगत में उसे ढूंढ़ना ही गलत है | 
अंतःकरण की विढकुछ तह में उसका अधिष्ठान है । 
अंत्बत्ति से देखिये, 

तो सूक्ष्म जीव-जंतुओं में भी, 

तथा अणुरेणु तक्क में, 

वह दिखाई देगा | 

अन्यथा, बाह्य दृष्टि से, विज्ञान के प्रकाश में 
उसका कितना ही शोध कीजिये, 

वह दिखाई नहीं देगा । 

उस्ते देखने के लिए, 

दृष्टि का कोई उपयोग नहीं, 
, वही दृष्टि का दृष्टा जो है । 

उप्तका वर्णन करने के लिए 


वाणी निकम्मी है, 

वही वाणी का वक्ता जो हे । 

इसलिए ज्ञानदेव कहता है : 

आध्यात्मिक चची बहुत मत कीजिये, 

आइये, हदयाध्रिष्ठित परमात्मा को शांतिपू्वक निहारे, ध्याय ! 
एक सो आठ 


बल (निज: 

मनोरूप चंदा छुप्त हुआ, 

किंतु अनेक विध मंगल तारकाओं की सौग्य चाँदनी छिटक रही है । 

तक-रवि तो कवका अस्त हो चुका है। 

और इसलिए, विचारों को किरण भी अस्तंगत हो चुकी है। 

ऐसी उस निर्विकार प्रसन्न अवस्था में 

ज्ञानदेव को एक अणुप्रमाण परमयृक्ष्म स्वरूप दिखायी दे रहा है। 

तीनों जगत का जीवन, 

संसार का आदि कारण कहानेवाल मायापति भगवान्‌ , 

एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ हे । 

उसीमें से, विधरूप सगुण और विश्वातीत निगुंण फेडा हुआ है । 
एक सो नौ 


शानदेव-चिन्तनिका 
“-- २१२८ --- 


समाधि की गहरी अवस्था में देखा । 
कि परमात्मा, अपनी परछाया में, जी१ त्वरूप में, घुछमिल गया है। 
और यह सारा जगत बिंब निगलकर, 

वह पुनः अपने मूलस्वरूप में प्रकाशित हो रहा है । 
इस प्रकार जब यह अनुभूति हो जाती है 

कि जीव ईश्वर स्वरूप है और जगत्‌ मिथ्या हे, 
ते जीवन करा स्वरूप ही बदल जाता ह, 

दिन फीका पड़ जाता है, 

रात उज्ज्वल हो जाती है, 

सभी मूल्य विपरीत हो जाते हैं, है 

वृत्तियों के उदयास्त छुप्त हो जाते हैं; 


अथ ह 
त्रिगुणों का खेल ही खतम हो जाता है | 

वृत्तियों का चढ़ाव-उतार ही नहीं, 

तो त्रिगुण क्या कर सकते हैं ! 

मनुष्य मानों दपंण बन जाता है । 

खुद को विकार ही नहीं, 

ओऔरों के विकारों का निश्चित नाप देख लीजिये | 


ज्ञानी आदमी की यही निशानी है, 

कि दुनिया का जो रूप जगत को कमी समझ में नहीं आ सकता, 
वह ज्ञानी मनुष्य की निर्विकार बुद्धि में 

ठीक-ठीक प्रतिविम्बित होता है | 

ज्ञानदेव द्वारा वतायी इस निशानी को खुनकर, 

निवृत्तिनाथ को संतोष हुआ। 


एक सी दस 


४ 
दशन 


-- १२९ -- 
सारे जगत पर अदूमुत कांति छायी हुई हे, 
गहरी हस्प्रिभा से ब्रह्मांड आलोकित हुआ हे, 
विश्वाकार के ढॉचे में, 
तदाकारता, हरिमयता, ढाल दी है । 
उसे भी खंड नहीं, 
और इसे भी खंड नहीं, 
प्रह्ममस में जीवनरस समा गया, 
सारा जीवन, याने प्रेम का स्पन्दन, प्रेम प्रकाशन ! 


अंतयोम में अखंड अंतनाद सुनायी दे रहा है। 

वाहर भूतमात्र में हरि-ज्योति दिखाई दें रही है । 

इस तरह अंतर्वाह्य हरि से घिरा हुआ हे वह पृ पुरुष । 

जाग्रति, स्वप्न, सुपृप्ति, 

तीनों अवस्था उसे ऊपर-ऊपर भले प्राप्त होती दिखाई दे, 

लेकिन अंतर्‌ अनुभव से, वह महान्‌ आत्मा इन तीनों से निगद्य दी हैं । 
उसके लिए निरन्तर ऊपा ही उया है । 

निइचिनाथ की यह कृपा हे, 

जो ज्ञानदेव से इतना सब तत्त्वसार कइला रही है । 


एक सी स्थारा 


ज्ञानदेब-चिन्तनिका 


१८, विश्वरूप-द्शन-योग 
-- १३० -- 


ज्ञानदेव अपने विश्वरूप दर्शन का अनुभव कह रहा है : 


विश्वरूप देखने रूगा--- 
तो पहले चारों ओर प्रश्न का रूप दीखने लगा । 


एक सौ बारह 


दशन 


थोड़ी देर से वदलते-बदलते, 

उसका मेरे रूप में रूपांतर हो गया। 
सब ओरे में ही मैं, 

एक ही एक; 

मेरी ही भक्ति में करूँ, ऐसी नौवत आ गयी । 
कुछ देर तो दोनों स्वरूपों में साम्य था । 
आगे दोनों मिलकर एक ही बन गया। 
साम्य का स्थान ऐक्य ने ले लिया । 

तब तो ईश्वर नाम भी छुप्त हुआ, 

भक्ति कुंठित हुई, 

मेरा विचार मुझसे ही व्याप्त हुआ । 

सहा नहीं वया। 


साम्य तक तो ठीक था। 

देव और भक्त का उद्वेत रहे; 

लेकिन मन की चाह 

कि भिन्नता पहचानने का कुछ इंगित भी रहे । 

इसके बजाय, 

एकल की मार पड़ने के कारण, 

व्याकुछ होकर मैंने प्रथम दशन में ही निवृत्तिनाथ से कहा : 
इंगित कहों है ? 

इंगित चताइये १ 

इंगित बताइये ९ 


एक सौ तेरह 
८ 


शानदेव-नचिन्तनिका 


- १३१ -- 

सबके ह॒दयों की आतंता 

सबका दुःख, 

मेरे हृदय में प्रकट होता है । 

यह सारा विश्व मेरा ही शरीर है 

और फिर वह भी व्रह्ममय है 

ऐसा में अनुभव करता हूँ । 

प्रेम, जो सबको प्यारा है, 

मैं ही हो बैठा हूँ । 

अपनी प्रीति भंग न हो, 

अपने मनोरथ सुफलित हों, 

इस बारे में, हर प्राणी को जो-जो तड़पन होती है, 
वह सब मुझे ही होती है । 

एक सो चौदह 


( 
दशन 


मुच्चे क्षद्र तो कुछ मिलता ही नहीं | 

जो मिलता है, आकाश के समान विशाल ओर महान मिलता है 
फिर वह श्लुद्र माना गया जंतु ही क्‍यों न हो । 

असंख्य आकाश एक-दूसरे से मिल रहे हैं 

ऐसा अद्भुत दर्शन है मेरा । 

मेरे लिए मानो आकाशों की खान ही खुली है । 


कहा जाता हे, 
ऋजु कुटिल नाना वेश लेकर, परमेश्वर लीला कर रहा है । 
लेकिन मेरे लिए, कुटिल या टेढ़ा कहीं भी नहीं है । 
जो कुछ है वह ऋजु सरल ही है । 
ऊपर-ऊपर से, काम-क्रोध आदि से, 
अथवा द्वेष, ईर्पा असूया आदि से प्रेरित होकर 
व्यवहार करते हुए कोई दीखे, 
तो भी--उनके उन विकारों की जड़ में 
ञुभाकांक्षा ही भरी हुई है । 
मैने उनके हृदय में प्रवेश करके यह देख लिया है । 
विकारों की जड़ में छिपी हुई ब्ह्म-प्रेरणा 
विकारों की त्रह्मा-कारता, 
चीन्हने के कारण, 
मुझे सहज ही सबके लिए सहानुभूति रूगती हे । 
एक सो पन्‍द्रह 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


वा ५ कक 


शरीर याने मृत्तिका पिंड-- 

इस भावना से साधना का आरंभ किया | 

आज उस भावना का अति दिव्य रूपांतर हुआ है। 
अब भी वह है तो मृत्तिका पिंड ही । 

लेकिन उसके अर्थ की गहराई अगाध हो गयी है। 
आज वह बना है मिट्टी का ज्योतिर्लिंग । 

उसमें स्थूल बुद्धि की चेतना नहीं । 

मन का चलन नहीं | 

इन्द्रियों का गुण नहीं । 

हाड़-मांस का रूप नहीं | 

ऐसे इस अगाघ ज्योतिर्लिंग को 

मैंने, बिना हाथ के, प्रारब्ध शेष के बल से 

भक्ति के लिए संभाल रखा है । 

जिस हेतु से मैंने वैराग्य धारण किया था, 

वह मेरा सारा मनोरथ 

ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो गया है । 

एक सौ सोलह 


द्श्न 


८ + अइा 


विश्वरूप स्वयंभू ज्योति्लिज्ञ सामने दीख रहा है | 
शेषनारायण-रूप आसन छगा हे, 

समुद्रवलुयांकित पृथ्वी शिवलिंग बनी है । 
स्वगें-मूछाधार-रूप पिडिका | 

इस दिव्य ज्योतिर्लिद्न की पूजा भी यधासांग हो चुकी है । 


मेघ-घाराओं ने उसे स्नान कराया है, 

तारकाओं के फूछ चढाये है, 

चंद्ररूप फकू समर्पित किया है, 

सूयरूप दीपक से आरती की है, 

समत्त जीवरामि का जीवभावरूप नेवे्य उसे निवेदित क्रिया है 
विराट-रूप के अंतर्गत ब्रह्मानंद से उसे वंदन किया है 


ज्ञानदेव अपने छृदय में, 
ऐसी इस महापूजा का ध्यान किया करता है। 
एक सो सत्रद 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


« १३४ «-- 


ध्याव की परम स्थिति में, 

जीव की कल्पना-सश्टि स्वेथा लुप्त होती है । 
करीब-करीब स्वरूप-शुन्यता ही प्राप्त होती है 
चित्त-चतुष्टय शृन्य होता है 

उसके भी परे की दहराकाश जीव-प्रकृति, 
वह भी बून्य होती है । 


चित्त-चतुष्टय के इस ओर व्यक्त सृष्टि खड़ी ही है । 
जीव प्रकृति के परे अव्यक्त सृष्टि वेसी ही है । 
दोनों ध्यान-कक्षा के बाहर ! 

ध्यान-शक्ति से उनका छोप नहीं होता | 

गणित की भाषा में दोनों अनंत या निशुन्य हैं । 
एक व्यक्त अथवा इस ओर का निशुन्य 

दूसरा अव्यक्त या उस ओर का निशुन्य | 

ये दोनों निशुन्य | 

और जीव की कल्पना के वे चारों पॉचों शून्य 
मिलकर विश्वरूप बना है । 

यह सब जो बना है 

ओर उसे देखनेवाला, 


एक सो अठारह 


छः 


दशन 


सब एक ही एक त्रह्मतत्त्व है । 

वहीं हम सबकी निजवस्तु है । 

शून्य का निरसन हुआ है 

तो निर्भून्य सहज ही निरुपद्रवी होता है । 

और फिर देन होता है, 

उस अपनी निज वस्तु का, जो उमयातीत है । 
फिर ध्यान की आवश्यकता नहीं | 

ध्येयमयता, तदंजनता अस्त हुई । 

निरंजनता उदित हुई । 

विलकुछ सामान्य मनुष्य की त्तरह अब वह दीखेगा। 
शञानदेव कहता है : 

उस अवस्था को मैंने अनुभव किया है, 

और अनुभव से ही वह समझ में आ सकती है । 
लेकिन यह अवत्था समझाने के लिए 

निवृत्तिनाथ ने एक संकेत का शब्द खोज निकाछा है : 
उन्होंने इसे अतिहीन अवस्था कहा है 

सामान्य मनुप्य का चित्त सत्र ओर जाता रहता है । 
इसका भी सत्र ओर जावेगा। 

उसका भी चित्त लीन नहीं । 

इसका भी चित्त छीन नहीं । 

लेकिन उसका छीन नहीं याने वह “अलीन” है। 
और इसका लीन नहीं याने वह “अतिलीन” हे । 


एदः सी उन्नीस 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 


१९, बोध होकर भी अबोध 
न (१६ -- 


अज्ञान जाकर ज्ञान मिलने पर 

साधक को बोध की बाघा होती है । 

मेरा छेकिन ज्ञान के वाद अबोध ही पक्का हुआ है । 
बोध केसा होता है, मैं समझ ही नहीं सका | 
आत्मज्ञान का वेग अपने आप शांत हुआ, 

और ज्ञानी होने के बजाय में ज्ञान-स्वरूप हो गया | 
गुरु-मुख से जब ज्ञान मिलता है-- 

तब सारी साधना ऐसी सहज सधती है, 

और बोध का संकट टल्ता है | 

एक सो बीस 


९ 
दशंन 


5 १३६ “+ 


मैं ईश्वर को जानने गयी, 

तो जानना अछग ही रहा, 

लेकिन मेरा ही अस्तित्व समाप्त हो गया ! 
उसका दशन होने के पहले, में ही तद्रप हो गयी 
इन्द्रियों सहित चित्त को आश्चय ने घेर लिया । 


कुछ-न-कुछ दिव्य नाद सुनाई देता है 
दिव्य रूप दीखता है, ऐसा पतीत होता था; 
लेकिन मन में शक्ति शेप नहीं रही 
कि उत्त पर अनुमान रचा जाय | 
कुछ सतञ्ञग होऋर मन ने वेसा प्रयत्न भी किया; 
लेकिन हार खाकर वह पीछे हटा; 
उसका तेज कम पड़ा; 
आखिर वह नष्ट हुआ। 
पहले तख-विचार काफी कर रखा था 
आत्मानात्म-विवेक का भी प्रकानग प्राप्त किया था; 
लेकिन वह सारा उप्के आगे लछडखड़ा गया; 

एक सौ इच्कीस 


मकर का 


शानदेव-चिन्तनिका 


सारा ज्ञान उसके आगे खो गया | 


ईश्वर दर्णन ही सही | 
लेकिन द्रष्टा में अछग रहकर देखने लायक द्वेत चाहिए; 
ईंडवर को माया का वेष्टन चाहिए; 

त्रिगुण नहीं, अर्थात्‌ त्रिगुणों की छाया तो भी चाहिए; 
यह सारा ही खंडित हुआ | 
फिर दर्शन किसका कीजियेगा ९ 


दर्शन नहीं, तो क्या उसे अद्शन कहा जाय ? 

न वह दूणन था, न अदुशन ही था । 

वह आस्वादन था । 

गैेंगे ने अमृत चखा-- 

उसको वह क्या बखाने १ 

चखी हुई किसी भी मिठास का वर्णन अशक्य ही है। 
अमृत की मिठास का ओर भी अशक्य !! 

और गूँगे द्वारा तो सुतराम्‌ अशक्य !|| 


लेकिन उसका कुछ संकेत भी बतलाइयेगा या नहीं ९ 
जाग्रति की गहरी नींद--- 

ऐसा इस अवस्था का संकेत बताया जा सकता है। 
अथोत्‌ इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, 

सब सोये हैं । 

और देह के भीतर परमेश्वर जाग रहा है। 

एक सो वाईस 


दर्शन 


“- १३७ -- 


उसे मैं ज्यों-ज्यों देखती गयी, 
स्यो-त्यों तन्मय ही होती गयी । 
आखिर सारी जीव-भावना खो गयी, 
मानो चेतन्य ही चुरा लिया गया; 
फिर वेचारे चित्त की क्या गति ? 
ईंश्वर-स्मरण भी ( व्यर्थ ) हुआ । 
सब विकारों का विस्मरण 

यही उसका स्मरण हुआ | 


अनाहत ध्वनि सुनाई देती थी 

उसकी गेल चलते-चलते 

ईश्वर का विशिष्ट स्वरूप जानने का प्रयत्न किया, 
तो त्रिभुवन ही उसके नाद से गूँज गया 

ईश्वर की विशिष्टता का पता नहीं लगा 

मेरा अंतर-बाह्य सारा ईश्वर से भर गया । 


हि । 
/| 
2॥५ 
£॥/ 
॥/0 9 
हट 


ज्ञनदेव-चिन्तनिका 


बन ३ टन 


मैं अपने इस त्रिगुणात्मक संसाररूप गाँव को छोड़ गयी 

और शांति से निर्गुण के एकांत में जाकर वस गयी | 

वहाँ अनेकविध ध्यान-चिंतन करते-करते दुशेन हुआ 

कि ईश्वर ही यह सब बना है । 

जिसे मैं त्रिगुणात्मक संसार समझती थी, वह भी उसीका रूप है 
वह निरंतर मेरे ही पास है, 

उसके और मेरे बीच एक क्षण का भी परदा नहीं । 


अब बोलने का काम ही नहीं, 

वह मुझे सर्वागीण भेट कर चुका है । 

ओऔर बह त्रिगुणों का गांव ही हवा हो गया है । 
त्रिगुणात्मक माया पर निर्मुण चितन की करूम लगायी, 
उसमें से सगुण परमेश्वर फलित हुआ | 

ईश्वर ने स्वयं अपना ही रूप मुझे देकर 

मेरे हाथों ऐसा चमत्कार सिद्ध किया | 


एक सो चौत्रीस 


ृ 
देशन 


४... + (हेह -- 


उसे मिलने गयी तो वही में हो गयी 
संज्ञा खो गयी। 

फिर होश में आकर देखती हँ-- 
तोमूतिंकादशन ही नहीं।.. 
उसका तरीका कुछ समझ में नहीं आता । 
चिंतन की गति कुंटित होती है । 

लेकिन लगा हुआ वेध तो छूटता नहीं | 


अनुभव से एक बात समझ में आयी 
कि उसके भी दर्शन की लाटसा रखने से-- 
वह दूर ही जाता हे। 
विपयों की आसक्ति से ईश्वर-द्गन का प्रश्न ही नहीं, 
लेकिन ईश्वर-द्न की आसक्ति से भी वह दुराता है । 
उल्टे वह भी आसक्ति छोड़कर, 
स्वस्थ चित्तेन साधन आचरते जायें 
तो उसकी भेट शीघ्र से भीघ्र होती हे 
इसलिए गुरु-चरणों में भाव रखकर सेवा करते रहें-- 
यही ईश्वर-प्राप्ति का उपाय ज्ञानदेव समझा दे । 
एक सी पश्चीस 


शानदेव-चिन्तनिका 


“-+ १४० +- 

मैं अपने भीतर देखती हूँ 
तो मुझे अपनी अहंता खोई हुई दीखती है। 
उससे मन बिलकुल स्तंमित हो गया है । 
मेरे भीतर विद्ठल 
मेरे बाहर बिट्ठल 
में खुद भी विट्वल । 
और फिर, यह सब अनुभव करनेवाली में ही; 
इसे क्या कहा जाय ९ 
अहंता ही खो गयी कहें ? 
या अहंता अलग रही ही नहीं ९ 
अहंता व्यापक हुई कहें ? 

भी कहिये, 
हेकिन निवृत्तिनाथ ने मेरी यह ऐसी हालत कर रखी है सही || 
एक सो छव्बीस 


-- १४१ -- 
इसके आगे ध्यान-चिंतन आदि का प्रयोग चछाना--- 
याने अनुभत त्रह्मतत्त्व पुनः-पुनः देखना है | 
उसमें से अधिक निप्पति होने को नहीं । 
इसकी अपेक्षा जिसकी कृपा से इतना त्रह्मानुमव हुआ, 
उस ईश्वर की और श्री गुरु की स्तुति, सहज गाते रहें 
यह मन को अच्छा लगा । 
देह का बलिदान हो जाने से साधना समाप्त हुई । 
समाधान हुआ है 
कामना सह माया का छंद हजम करके 
परिपृ्णे आत्मरूप आँखों से देखा है । 


आत्मस्वरूप निराकार कहें, 

किंतु मुझे तो वही विशवाकार दीख रहा है| 

मानो चंदन-तरु में फल ढगे हैं, 

पीपल में फल लगे है। 

अब संसार के द्णन की चात ही मत निकाल्यि 
फेवल स्वरूपानंद में रहना है । 

ज्ञनममुद्र परमात्मा सश्रिप लहरों से उमड़ रहा है । 


का 
एक सो सत्तादस 


शानदेव:चिन्तनिका 


-- १४२ -- 


ब्रह्म-चितन रूप निर्जन अरु्य में मैं रहने लगी | 
वहाँ निर्गुण ने मेरा मन खींच लिया । 

चिंतन के लिए निगुण कठिन बतलाया जाता है 
परंतु मेरे लिए वह आसान हो बैठा है 

उसीका माधुये छगने लगा है 

उसीमें में रम गयी हूँ । 


इतनी कि मानो में निवृत्ति गुरु ही बन गयी हूँ । 

निवृत्तिताथ की स्थिति ही मेरी स्थिति हो गयी है । 

निर्गुण परमात्मा सष्टिरूप से सगुण साकार हुआ है-- 
ऐसा अनुभव किया 

अभौत्‌ ईश्वर सहज हो गया, 

निगुण चिंतन की आवश्यकता समाप्त हो गयी | 

इस पर भी मनोविश्राम के तौर पर 

घड़ीमर उसमें डुबकी रूगाकर बैठना हो, तो वेठ । 

एक सौ अद्ठाईस 


२०, तूतो मैं रे, में तो तू रे ! 
-+ १४३ -- 


कहते हैं कि एक चातक होता है-- 

जो मेघ की ओर ध्यान लगाये रहता है | 
ओर मेष उसके लिए वरसता है । 

यहाँ चातक रहा न ही है, 

और ध्यान तो लग रहा है । 

चित्तभून्य निर्विचार निदिध्यासन चल है । 
उसके कारण प्रसन्न होकर 

आखिर तऋद्मरूप मेघ ने अमृत-वर्षा की | 
जीव को संजीवन मिला | 

जीव ब्रह्म हुआ । 


लेकिन मुख्य चमत्कार इससे भिन्न ही है । 
ज्ञानदेव कहता है-- 

देसी उस अद्वेत हालत में भी 

मेरा ब्रह्म का द्णन और स्पर्शन जारी ही है-- 
विना ओंखों और हाथों के । 


है एक सी दननीस 


शानदेव-चिन्तनिका 


“--+ १४४ -- 


प्रातव्य पा चुका । 

जिसे देखने की रूगन थी उसे देखा ! 
लेकिन देखते ही दृष्टि खो गयी | 

फिर बाहुओं से आलिगन करने गया 

तो देह ही हूट पड़ा । 

माया निरास हुईं 

और ईश्वर-दशेन का प्रयोग समाप्त हुआ | 
सामने गुरुमूर्ति खड़ी है । 

सालिक भावों से भरकर- 

और गुरु के नाम का उद्धोष करके-- 
ज्ञानदेव ने गुरुचरणों में जीवभावना समर्पित कर दी है । 
एक सो तीस 


“- ६४६९ ० 


तू मेरा है और मे तेरा हैं । 

प्रीति की इतनी एकता होने पर, 

फिर दूज़ा भाव रहेगा कहाँ ? 

वस्तुतः तू और मै यह भेद मूल में है ही नहीं । 
लेक्निन अन्नानवन्ग जीव के ध्यान से नहीं आता | 
इसलिए तू ही में हुआ हैँ यह विवेक से जानना होता है । 
ओर अनेकविध साधना करके दृष्टि मोडकर 

जीव का जीवन स्थान खोजते-खोजते--- 

में ही तू होना पढ़ता है । 

और इतना होने पर ध्यान में आता है 

कि इस सारे उपद॒न्धाप की आवश्यक्तता नहीं थी । 


एके सी इप्नीस 


शानदेव-चिन्तनिका 


“-- १४६ -- 


पहले की तरह भक्तिपूवंक मगवान्‌ की पूजा करने गया-- 
तो मैं ही भगवान्‌ हो बैठा । 
पूजा की हद तक भी भक्त, और भगवान्‌ का मिन्नत्व नहीं रहा । 
नमक सागर से मिलने गया तो खुद ही सागर बन गया | 
हरि चराचर में व्याप्त होकर पूजा व्यापक हुई । 
वही हरि आत्मस्वरूप में विडीन हो गया । 
इसलिए वह पूजा छुप्त हो गयी | 
पूजा के लक्षण-- 
आवाहन और विसजन ! 
लेकिन व्यापकता के कारण 
ओर एकात्मता के कारण 
आचवाहन शकय नहीं 
और आवाहन नहीं तो विसजन भी नहीं । 
पूजा विधि संपन्न हुई | 
सरूपावस्थान शेष रहा । 
' एक सो बत्तीस" 


दर्शन 
कद श्ष्टड अन्‍ननमक 
कर्मयोगी कर्म आचरता है । 
और फल-त्याग की युक्ति से 
उससे अल्पि रहने की कोणिश करता है | 
हमारे लिए यह झंझट ही नहीं, 
क्योंकि हम देह से मिन्न ही है | 


भाक्तमार्ग में भक्त भगवान्‌ की भक्ित करता हे | 
और भगवान्‌ उस पर कृपा करके-- 

उसे मुक्ति देता है । 

लेकिन हमारे लिए वह भी मार्ग रुक गया । 
क्योंकि देव, भक्त, कृपा 

सब हमारे में ही एकत्र हुई है । 


'क्षराक्षर विचार से ईव्वर को अलूग करें । 

ओर उसका ध्यान-चिंतन करते रहें, 

यह ज्ञानमार्ग की प्रक्रिया भी हमारे लिए निदम्मी है । 
क्योंकि सोहंसूत्र हाथ आ गया है । 

और इसलिए प्रथकता की आवश्यकता ही रही नहीं | 
सारा विचार और चिंतन हम ही में समा गया है । 


किंतु ज्ञानदेव कहता है-- 
ऐसी निगुण अवस्था में भी 
मेरे मन का सगुण साकार का आकपषंण तो कायम 


न्प 


ज्ञानदेव-चिन्तनिका 
-+ १४७ -+८ 


दूध के कणकण में मलाई संचित है| 

इतना ही कि दूध तपाने से वह अछूग दीख पड़ती है । 
उसी तरह विश्व में ब्रह्म भरा हुआ है ) 

तपश्चयों से, साधना से, उसे प्रकट करना होता है। 
उस हद तक ही तुम हम साधकों का काम । 

वह जिन्होंने किया, हु 
“उन्हें मानो, मछाई अरूग छाँटकर दी गयी । 

जिसकी प्रतिमा को इतना दशन हुआ, 

उसे वह दूध तपाकर-- 

मलाई छाँटने की भी जरूरत नहीं । 


आप संतों की कपा से यह दर्शन मुझे मिला | 
समग्र ब्रह्मानुमूति, हे 

तृप्तिरूप सहज वाक रुक्ूति, 

और निरंतर विश्वप्रीति, 

ऐसा मेरा जीवन बन गया है | 

देह पर आशा ही नहीं है । 

तो उससे उदास होने का भी कारण नहीं है । 
अब में अछुग 

ओर दूसरे जीव अरूग ये 

ऐसा आभास करने जाऊँ तो भी सघेगा नहीं । 
जीवन में ईश्वर पेठ गया है ) 

ओर तज्जन्य आनन्द 

संत देख ही रहे हैं । 

एक सो चोंतीस 


“- ९४९ +- 


जीना देह को सोंपकर स्वस्थ रहे--- 

तो मरण अपने-आप ही मर जाता है 

समुद्र के बुदबुदे को समुद्र से अछूग मान लिया, 
तो वह क्षण में सूख जानेवाल है 

ओर, समुद्र से जुदा न करते हुए 

वह समुद्रमय ही है वह चीन्ह लें-- 

तो वह कभी भी नहीं सूखेगा। 

असंख्य बुदवुदे आते ही रहेंगे 

और समुद्र सूखनेवाल् हैं ही नहीं । 

ईश्वर चरणों में जीवभाव समपंण किया जाय | 
ज्ञानदेव बस यह एक ही मरण जानता है । 


एक सौ पत्तीस 


शानदेव-चिन्त निका 


२१. ज्ञानदेव का अन्तिम उद्गार 
-- १४० -- 


अब दुनिया भर में निव्ृत्ति का धर्म जागे 
ओर सर्वत्र हरिनाम का उत्साह रहे । 
मेरी इहपर-कतेव्य-भावना, 
ओर पुरुषाथ प्रेरणा, 
दानमानादि सामाजिक प्रवृत्तियाँ, 
ओर इन्द्रियों की विषय संबंधी वृत्ति 
सभी खंडित हो चुकी हैं । 
केवल एक नाम-स्मरण की लगन है । 


2६ 204 २८ 


सदूगुरुरूप कल्प-बृक्ष की छाया में 
कल्पना करने का काम ही नहीं रहा । 
भक्तिरूप अमृत के निरंतर सेवन से-- 
चिंता नष्ट हो चुकी है । 

मन हसिप्रेमरूप वेकुंठानंद में मग्न है । 
दोष शोधन होकर 

पाप छटने के कारण-- 

ताप भी भाग चुका है । 


>< 4 2८ 
एक सो छत्तीस 


दर्शन 7 


चेद शास्त्रादिकों का रहस्य सुल्झ गया है । 

फरूतः आत्माराम का संकेत पट गया है । 
पुरिणाम-स्वरूप, मोहजाल-रूप वासना, 

वासनाओं के अनेकविध आहइूंवन, 

वासनाओं में से निमौण हो सकनेवाली आगामी देहें, 
और कुछ हृदय की सब अंथियाँ 

अचानक टूट गयी हैं । 


बुद्धि और वोध 

दोनों का अनेक जन्मों का वियोग 

अब खत्म हो गया है । 

हाथ-पेरों में नया चैतन्य आया है । 

आँख के भीतर ऑँख खुली है । 

किंवहुना में ही आँख बन गया हैँ । 

इसलिए सारा संतोष ही संतोष है। 

देह का दिव्य परिवर्तन हुआ है 

मानो अमृत-कलछा ही उसमें उँड़ेल दी गयी है । 
दस दिशाएँ पहले की तरह रिक्त नहीं रही हैं । 
सघन भर गयी है। 

सब ही ब्रह्मरूप होकर 

विज्ञान फलित हुआ है। 


निवृत्ति गुरु की यह कृपा है । 
उन्होंने मेरा अंधत्व दूर किया, 


एक सौ सेंतीस 


शानदेव-चिन्तनिका 


और कि एक जीवनव्यापी दृष्टि दी । 

उसके आधार से मैं जीया | 

आत्माराम-रूप रमणीय अंजन आँखों में पड़ा | 

माया की काल्खि दूर हुई । 

निवृत्तिनाथ ने ज्ञावदेव को ज्ञानगंगा में समाधि दी । 
अब उन्हींका घमं जागे। 

ओर सवेत्र हरिनाम का उत्साह रहे। 


एक सो अड़तीस 


विनोबा-साहित्य 


» १९, गीता-पवचन : गीता पर अनूठी पुस्तक। मौलिकता, सुबोधता 
और सरकता से ओतप्रोत | संशोधित नया संस्करण, जिसमें गीताध्याय- 
संगति के अछावा सन्तों के मराठी मूछ वचन भी हैं | पुष्ठ ३१२, मूल्य १) 


२. शिक्षण-विचार : शिक्षा के सम्बन्ध में मौलिक और क्रान्तिकारी 
विचार। आज की शिक्षा के मूल्य बदलछे बिना देश को स्वराज्य का 
पूरा आनन्द नहीं मिल सकता । दूसरा परिवर्धित संस्करण | पुष्ठ ३३६, 
मूल्य श॥) 

३, आ्रिदेणी $ भूदान-यज्ञ की महान्‌ भूमिका, गंगा-यमुना के पावन 
प्रदेश की पद-यात्रा और फिर प्रवचनों में से चुने गये आस्त-ब चनों की 
यह “त्रिवेणी? किसे न निर्मल बनायेगी ? पृष्ठ १०४, मूल्य ॥) 

४. साहित्यिकों से ; साहित्यिक ईश्वर से भी ऊँचा हैं। उसका 
लक्षण है--प्रेममरा दिछ। वह या तो पूर्ण विरक्त हो या सृष्टि का 
उपासक भक्त | कब्रीर बुनकर न होता, तो कबीर नहीं बनता। 

वागीश्वरों से वाग्दान की अपीछ | दूसरा संस्करण | पृष्ठ १०४, मूल्य ॥) 

५, कार्यकर्तो-पाथेय $ सत्य, अह्मचर्य, अपरिग्रह, प्रार्थना आदि 
जीवन को ऊपर उठानेवाले ब्रतों का सूक्ष्म और व्यावह्रिक विवेचन | 
कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, मानवमात्र के लिए परम उपयोगी प्रवचन । 
पृष्ठ १०४, मूल्य ॥) 

६. सर्वोदय के आधार | सर्वोदय क्या है, उसका आधार क्‍या है, 
मन, समाज, सृष्टि और सरकार, इन चार चीजों पर जीवन का सारा 
ढाँचा कैसे खड़ा है, इसका सुन्दर विवेचन । पुष्ठ ६४, मूल्य ।) 

७. एक बनो और नेक वनो $ हमारा और सारे संसार का 
कल्याण तभी हो सकता है, जब हम एक बने | इसके सरक उपाय इस 
पुस्तक में मिलेंगे) पृष्ठ ३२, मूल्य >) 


्ऊ 


८, गाँव के लिए आरोग्य-योजना$ भारत गाँवो का देश है, 
उसकी स्वास्थ्य-समस्या हक करने की उपयोगी, सस्ती और व्यावहारिक 
सप्तविध योजना | पृष्ठ १६, मूल्य 5) ५ 

९, गाँव-गाँव में स्व॒राज्य $ स्व॒राज्य अभी दिल्‍्की तक ही आया 
है। उसे माँव-गाँव में छाने के छिए. क्या करना होगा, इसके सरल 
उपाय इस पुस्तिका में मिलेंगे। पृष्ठ ३२, मूल्य 5) 

१०, भगवान के द्रबार में $ पुरी में जगन्नाथजी का दर्शन किये 
बिना छौटने पर विनोवाजी द्वारा किये गये त्तीन महत्त्वपूर्ण प्रवचन | 


इनमें बताया है कि सच्ची धर्म-दष्टि क्या है। पृष्ठ २०, मूल्य 5) 

११, व्यापारियों का आतव्राहन $ व्यापारियों के धर्म, उद्देश्य और 
कर्तव्य पर प्रकाश डाऊते हुए करुणा का राज्य स्थापित करने के लिए, 
उनका आवाहन । पुष्ठ २०, मूल्य 5) 

१२, स्थितप्रज्ञ-द्शन ; विनोत्रा के शब्दों में--“स्थितअज्ञ-दर्शन? 
एक शास्त्रीय पुस्तक है और साधकों को उससे बहुत मदद मिलती है, 
ऐसा अनुभव हुआ है। “गीता-प्रवचन” के बाद की यह पुस्तक है | 
धीता-प्रवचन! जिसने पढ़ छो, वह “स्थितप्रश्-दर्शन! का अधिकारी 
हो जाता है। पृष्ठ १७०, मूल्य १) 

१३, ईशावास्यद्ृत्ति ; 'इशावास्य एक पूर्ण उपनिषद्‌ है। याने 
पारमार्थिक जीवन का एक परिपूर्ण नक्शा उसमें थोड़े में खींचा गया 
है। वेदों का बह सार है और गीता का वीज है।*”' "साधक की 
समग्र साधना उसमें थोड़े में आ गयी है, इसलिए प्रातःस्मरण के छिए 


वह बहुत उपयोगी है |? पृष्ठ ७६, मूल्य | ) 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संपप्रकाशन 
राजघाद, काशी 


